170 
॥ MIRO: ॥ 


भक्त नारी 


(संक्षिप्त भक्त चरित माला, द्वितीय पुष्प ) 


SS En 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


as न" 


सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार )- 


॥ श्रीहरि: ॥ 
निवेदन 


यह भक्त-चरितमालाका दूसरा पुष्प है, इसमें भी पाँच भक्त 
देवियोंके उपदेशप्रद चरित्र हैं। इनमें शबरी और जनाबाईके चरित्र 
तो अन्य लेखकोंके लिखे हुए हैं, शेष मीराबाई, करमैतीबाई और 
रबियाके चरित्रोंमें पहला भक्तमाल आदि अनेक ग्रन्थों और खास 
जानकार लोगोंके द्वारा सुनी हुई बातोंके आधारपर, दूसरा 
भक्तमालके आधारपर और तीसरा एक बँगला पुस्तकके आधारसे 
लिखा गया है। पाठक-पाठिका इन सब चरित्रोंसे लाभ उठावें 


यही प्रार्थना है। 
--सम्पादक 


॥ श्रीहरि: ॥ 


निबन्ध-सूची 


नाम पृष्ठ-संख्या 
१- शबरी (लेखक- वैद्यवर पं० श्रीवृद्धिचन्द्रजी शर्मा) ..... ५ 
२-मीराबाई  ढ॑। .-...- २१ 
३-करमैतीबाई  /ढ।॑। ||| ..... ४ 
४- जनाबाई (लेखक- बाबा श्रीराधवदासजी) ..... ५२ 


५-रबिया ||... ५६ 


॥ श्रीहरि: ॥ 
भक्त नारी 
शबरी 


त्रेतायुगका समय है, वर्णाश्रम-धर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा है, वनोंमें 
स्थान-स्थानपर ऋषियोंके पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन क्रषियोके 
यज्ञधूमसे दिशाएँ आच्छादित और वेदध्वनिसे आकाश मुखरित हो 
रहा है। ऐसे समय दण्डकारण्यमें एक पति-पुत्र-विहीना, भक्ति- 
श्रद्धा-सम्पत्रा भीलनी रहती थी; जिसका नाम था शबरी । 

शबरीने एक बार मतंग क्रषिके दर्शन किये। संत-दर्शनसे 
उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे 
ऐसे महात्माओंकी सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई 
बड़ी बात नहीं है। परंतु साथ ही उसे इस बातका भी ध्यान आया 
कि मुझ नीच कुलमें उत्पन्न अधम नारीकी सेवा ये स्वीकार कैसे 
करेंगे ? अन्तमें उसने यह निश्चय किया कि यदि प्रकटरूपसे 
मेरी सेवा स्वीकार नहीं होती तो न सही, मैं इनकी सेवा 
अप्रकटरूपसे अवश्य करुँगी। यह सोचकर उसने ऋषियोंके 
आश्रमोंसे थोड़ी दूरपर अपनी छोटी-सी कुटिया बना ली और 
कंद-मूल-फलसे अपना उदर-पोषण करती हुई वह अप्रकटरूपसे 
सेवा करने लगी। जिस मार्गसे ऋषिगण स्त्रान करने जाया करते, 
उषाकालके पूर्व ही उसको झाड़-बुहारकर साफ कर देती, कहीं 
भी कंकड़ या काँटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रमोंके 
समीप ही प्रातःकालके पहले-पहले ईंधनके सूखे ढेर लगा देती। 


भक्त भारी 
क रिति 0900७ ७ 


है. BRR SIS 
शबरीको विश्वास था कि मेरे इस कार्यसे दयालु महात्माओकी 
कृपा मुझपर अवश्य होगी । कैंकरीले और कैंटीले रास्तेको निष्कण्टक 
और कंकडाँसे रहित देखकर तथा द्वारपर समिधाका संग्रह देखकर 
ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्योंको यह 
पता लगानेकी आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कार्मोंकी कौन कर 
जाता है? आज्ञाकारी शिष्य रातको पहरा देने लगे और उसी दिन 
रातके पिछले पहर शबरी ईंधनका बोझा रखती हुई पकड़ी गयी। 
शबरी बहुत ही डर गयी। शिष्यगण उसे मतंग मुनिके सामने ले 
गये और उन्होंने मुनिसे कहा कि “महाराज! प्रतिदिन रास्ता 
साफ करने और ईंधन रख जानेवाले चोरको आज हमने पकड़ 
लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है।' 
शिष्योंकी बातको सुनकर भयकातरा शबरीसे मुनिने पूछा 'तू 
कौन है और किसलिये प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लानेका 
काम करती है?' भक्तिमती शबरीने काँपते हुए अत्यन्त विनयपूर्वक 
प्रणाम करके कहा--' नाथ! मेरा नाम शबरी है, मन्द भाग्यसे मेरा 
जन्म नीच कुलमें हुआ है, मैं इसी वनमें रहती हूँ और आप- 
जैसे तपोधन मुनियोंके दर्शनसे अपनेको पवित्र करती हूँ। अन्य 
किसी प्रकारकी सेवामें अपना अनधिकार समझकर मैंने इस 
प्रकारकी सेवामें ही मन लगाया है। भगवन्‌ ! मैं आपकी सेवाके 
योग्य नहीं। कृपापूर्वक मेरे अपराधको क्षमा करें।' शबरीके इन 
दीन और यथार्थ बचनोंको सुनकर मुनि मतंगने दयापरवश हो 
अपने शिष्योंसे कहा कि “यह बड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रमके 
बाहर एक कुटियामें रहने दो और इसके लिये अन्नादिका उचित 
प्रबन्ध कर दो।' ऋषिके दयापूर्ण वचन सुनकर शबरीने हाथ 


शबरी ७ 


जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ ! मैं तो कंद-मूलादिसे 
ही अपना उदर-पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न- प्रसाद 
तो मुझे इसीलिये इच्छित है कि इससे मुझपर आपकी वास्तविक 
कृपा होगी जिससे मैं कृतार्थ हो सकूँगी। मुझे न तो वैभवकी 
इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। 
"दीनबन्धो ! मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी 
सद्गति हो।' विनयावनत श्रद्धालु शबरीके ऐसे वचन सुनकर मुनि 
मतंगने कुछ देर सोच-विचारकर प्रेमपूर्वक उससे कहा--'हे 
कल्याणि ! तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान्‌के नामका जप 
किया कर !' ऋषिको कृपासे शबरी जटा-चीर-धारिणी होकर 
भगवद्भजनमें निरत हो आश्रममें रहने लगी। अन्यान्य ऋषियोंको 
यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषिसे कह दिया कि 
आपने नीच जाति शबरीको आश्रममें स्थान दिया है, इससे 
हमलोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, सम्भाषण भी 
करना नहीं चाहते। भक्तितत्त्वके मर्मज्ञ मतंगने इन शब्दोंपर कोई 
ध्यान नहीं दिया। वे इस बातको जानते थे कि ये सब भ्रममें 
हैं। शबरीके स्वरूपका इन्हें ज्ञान नहीं है, शबरी केवल नीच 
जातिकी साधारण स्त्री ही नहीं है, 'वह एक भगवद्धक्तिपरायण 
उच्च आत्मा है, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है जो हीन वर्णमें उत्पन्न 
भगवत्परायण भक्तका आदर न करता हो? जिस शबरीके हृदयमें 
रामका रमण होने लगा था, उससे ऋषि मतंग कैसे घृणा कर 
सकते थे? उन्होंने इस अवहेलनाका कुछ भी विचार नहीं किया 
और वे अपने उपदेशसे शबरीकी भक्ति बढ़ाते रहे। 

इस प्रकार भगवद्गुण-स्मरण और गान करते-करते बहुत 


न हारा 
STS 


समय बीत गया। मतंग ऋषिने शरीर छोड्नेकी इच्छा की, यह 
जानकर शिष्योंको बड़ा दु:ख हुआ, शबरी अत्यन्त क्लेशके कारण 
क्रन्दन करने लगी। गुरुदेवका परमधाममें पधारना उसके लिये 
असहनीय हो गया। वह बोली, “नाथ ! आप अकेले ही न जाँ, 
यह किंकरी भी आपके साथ जानेको तैयार है, विषण्णवदना 
कृताञ्जलिदीना शबरीको सम्मुख देखकर मतंग ऋषिने कहा--' हे 
सुव्रते ! तू यह विषाद छोड़ दे; भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस समय 
चित्रकूटमें हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे । उन्हें तू इन्हीं चर्म-चक्षुओंसे 
प्रत्यक्ष कर सकेगी, वे साक्षात्‌ नारायण हैं। उनके दर्शनसे तेरा 
कल्याण हो जायगा। भक्तवत्सल भगवान्‌ जब तेरे आश्रममें पधारें, 
तब उनका भलीभाँति आतिथ्य कर अपने जीवनको सफल करना, 
तबतक तू श्रीराम-नामका जप करती हुई यहीं निवास कर।' 
शबरीको इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोकको चले 
गये। इधर शबरीने श्रीराम-नाममें ऐसा मन लगाया कि उसे 
दूसरी किसी बातका ध्यान ही नहीं रहा। शबरी कंद-मूल- 
फलोंपर अपना जीवन-निर्वाह करती हुई भगवान्‌ श्रीरामके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं त्यों- 
ही-त्यों शबरीकी राम-दर्शन-लालसा प्रबल होती जाती है। 
जरा-सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी 
आतुरताके साथ प्रत्येक वृक्ष, लता-पत्र, पुष्प और फलोंसे तथा 
पशु-पक्षियोंसे पूछती है कि 'अब श्रीराम कितनी दूर हैं, यहाँ 
कब पहुँचेंगे ?' प्रातःकाल कहती है कि भगवान्‌ आज संध्याको 
आवेंगे। सायंकाल फिर कहती है, कल सबेरै तो अवश्य पधारेंगे। 
कभी घरके बाहर जाती है, कभी भीतर आती है। कहीं मेरे 


शबरी ९ 


रामके पैरोंमें चोट न लग जाय, इसी चिन्तासे बारम्बार रास्ता 
साफ करती और काँटे कंकड़ोंको नुहारती है। घरको नित्य 
गोबर-गोमूत्रसे लीप -पोत ठीक कर लेती है। नित नयी मिट्री. 

गोबरकी चौकी बनाती है। कभी चमककर उठती है, कभी बाहर 
जाती है और सोचती है, भगवान्‌ बाहर आ ही गये होंगे। बनमें 
जो फल सबसे अधिक सुस्वादु और मीठा लगता है, बही अपने 
रामके लिये बड़े चावसे रख छोड़ती है। इस प्रकार शबरी उन 
राजीवलोचन रामके शुभ दर्शनकी उत्कण्ठासे 'रामागमनकाङ्क्षया ' 
पागल-सी हो गयी है। सूखे पत्ते वृक्षोंसे झड़कर नीचे गिरते हैं 
तो उनके शब्दको शबरी अपने प्रिय रामके पैरोंकी आहट 
समझकर दौड्ती है। इस तरह आठौं पहर उसका चित्त श्रीराममें 
रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आये। एक बार मुनिबालकोंने 
कहा-' शबरी ! तेरे राम आ रहे हैं।' फिर क्या था। बेर आदि 
फलोंको आँगनमें रखकर वह दौड़ी सरोवरसे जल लानेके लिये। 
प्रेमके उन्मादमें उसे शरीरकी सुधि नहीं थी, एक ऋषि स्नान 
करके लौट रहे थे। शबरीने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका 
स्पर्श हो गया ! मुनि बडे क्रुद्ध हुए। वे बोले-कैसी दुष्टा है ! 
जान-बूझकर हमलोगांका अपमान करती है। शबरीने अपनी 
धुनमें कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवरपर चली गयी। ऋषि 
भी पुन: स्नान करनेको उसके पीछे-पीछे गये। ऋषिने ज्यों ही 
जलमें प्रवेश किया त्यों ही जलमें कीड़े पड़ गये और उसका 
वर्ण रुधिर-सा हो गया। इतनेपर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ 
कि यह भगवद्भक्तिपरायणा शबरीके तिरस्कारका फल है। इधर 
जल लेकर शबरी पहुँचने ही नहीं पायी थी कि दूरसे भगवान्‌ 


अक्त नारी 


कण Se 


१० 
श्रीराम 'मेरी शबरी कहाँ है?' पूछते हुए दिखायी दिये । यद्यपि 


अन्यान्य मुनियोको भी यह निश्चय था कि भगवान्‌ अवश्य 
पधारेंगे; परंतु उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही 


यहाँ पदार्पण करेंगे। परंतु दीनवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब 
पहले उनके यहाँ न जाकर शबरीकी मड़ैयाका पता पूछने लगे 


तो उन तपोबलके अभिमानी मुनियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
श्रीरामका अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शबरी उनकी 


अगवानीके लिये मनमें अनेक उमंगें करती हुई सामने चली। 


भक्तमालमें कहा है- 
आगू चले राम, आई आगू लेन सबरीहू, 
चरण परन धाई वे मिलनेको धाये हैं। 
गिरी दण्डहीसी, भुजदण्डसों उठाय लीऱ्हीं, 
फिरिकै गिरी सो, पुनि भुज पसराये हैं॥ 
प्रेम-दशा कही नहीं जात, 'रघुराज' दोङ, 
तन मन बचनकी सुधि बिसराये हैं। 
भले आप मिले मोहिं भली मिली तो हूँ यह, 
कहत दुहुनके भकारे भरि आये हैं॥ 
तनुको सँभारि करि ताको मिली बार-बार 
बारिज-बिलोचननि प्रेमबारि ढारिकै। 
करको पकरि तासु ताहिकी कुटीको चले, 
'रघुराज' राम मुनिमण्डल बिसारिकै॥ 
पुनि पुनि पूछे प्रभु तेरी कुटि केती दूरि' 
जामें हौं बसौंगो औध-आनँदलौ बारिकै। 
कौशलाते मिथिलाते कमला-निवासहुँते 
पायो मैं सनेह-सुख तोहांको निहारिकै॥ 


शब्ररी ११ 


इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणसहित शब्रीकै 
आश्रममें पहुँचे-- 
सबरी देखि राम गृह आए। 
मुनि के बचन समुझि जिये भाए॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। 
जटा मुकुट सिर ठर बनमाला॥ 
स्याम गौर सुंदर दोठ भाई। 
सबरी परी चरन लपटाई॥ 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा। 
पुनि पुनि पद' सरोज सिर नावा॥ 
(रामचरितमानस) 
आज शबरीके आनन्दका पार नहीं है। वह प्रेममें पगली 
होकर नाचने लगी। हाथसे ताल दे-देकर नृत्य करनेमॅ वह इतनी 
मग्र हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्रतकका ध्यान नहीँ रहा, 
शरीरकी सारी सुध-बुध जाती रही। इस तरह शबरीको 
आनन्दसागरमें निमग्र देखकर भगवान्‌ बड़े ही सुखी हुए और 
उन्होंने मुसकराते हुए लक्ष्मणकी ओर देखा। तब लक्ष्मणजीने 
हँसते हुए गम्भीर स्वरसे कहा कि “शबरी ! क्या तू नाचती ही 
रहेगी ? देख ! श्रीराम कितनी देरसे खड़े हैं, क्या इनको बैठाकर 
तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी ?' इन शब्दोंसे शबरीको चेत हुआ 
और उस-- : 
तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः। 
पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः॥ 


Rubs. ४ भक्त नारी 


पाह्ममाअ्रमनीय॑ च सर्व प्रादाद्‌ यथाविधि। 
तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्‌॥ 
(बा० रा० ३।७६। ६-७) 
_भर्मपरायणा तापसी सिद्धा संन्यासिनीने धीमान्‌ श्रीराम- 
लक्ष्मणको देखकर उनके चरणॉमें हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
और पाद्य-आचमन आदिसे उनका पूजन किया। 
सादर जल लै चरन पखारे। 
पुनि सुंद आसन बैठारे॥ 
भगवान्‌ श्रीराम उस धर्मनिरता शबरीसे पूछने लगे 
कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः। 
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने॥ 
कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम्‌। 
कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि॥ 
(वा० रा० ३। ७४। ८-९) 
हे तपोधने ! तुमने साधनके समस्त विश्नॉंपर तो विजय पायी 
है? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है? तुमने कोप और आहारका संयम 
तो किया है? हे चारुभाषिणि ! तुम्हारे नियम तो सब बराबर 
पालन हो रहे हैं? तुम्हारे मनमें शान्ति तो है? तुम्हारी गुरुसेवा 
सफल तो हो गयी? अब तुम क्या चाहती हो? 
श्रीरामके ये वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषॉमें मान्य-वृद्धा 
तापसी बोली-भगवन्‌! आप मुझे 'सिद्धा, सिद्धसम्मता, तापसी' 
आदि कहकर लज्जित न कीजिये। मैंने तो आज आपके दर्शनसे 
ही जन्म सफल कर लिया है। 


शबरी १३ 
I  _____ ९२ 


अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्मया। 
अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः ॥ 
अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति 
त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ॥ 
(वा० रा० ३। ७४। ११-१२) 
“हे भगवन्‌! आज आपके दर्शनसे मेरे सभी तप सिद्ध हो गये 
हैं, मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी गुरुओंकी पूजा सफल 
हो गयी, मेरा तप सफल हो गया, हे पुरुषोत्तम! आप देवताओंमें 
श्रेष्ठ रामकी कृपासे अब मुझे अपने स्वर्गापवर्गमें कोई संदेह 
नहीं रहा।' 
शबरी अधिक नहीं बोल सकी। उसका गला प्रेमसे रुँध 
गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, 'प्रभो ! आपके लिये 
संग्रह किये हुए कंद-मूल-फलादि तो अभी रखे ही हैं। भगवन्‌! 
मुझ अनाथिनीके फलोंको ग्रहणकर मेरा मनोरथ सफल कीजिये।' 
यों कहकर शबरी चिरकालसे संग्रह किये हुए फलोंको लाकर 
भगवानको देने लगी और भगवान्‌ 
पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६) 
-गीताकी इस प्रतिज्ञाके अनुसार प्रेमसे सने फलोंको बार- 
बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। 
पद्मपुराणमें भगवान्‌ व्यासजीने कहा है- 
फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च। 
_. स्वयमास्वाद्य॒ माधुर्य परीक्ष्य परिभक्ष्य च॥ 


nas BS है. भक्त नारी त 


पश्चान्निवेटयामास राघवाभ्यां दृढव्रता । 


फलान्यास्वाद्य काकुत्स्थस्तस्यै मुक्ति परां दर्दी ॥ 
शबरी बनके पके हुए मूल और फर्लोको स्वयं चख- चखकर 


परीक्षा कर भगवान्‌को देने लगी।* जो अत्यन्त मधुर फल होते 
वही भगवान्‌के निवेदन करती । फर्लोंका आस्वाद लेकर भगवानने 
भी शबरीको परम कल्याणपद दे दिया। 
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि॥ 
(रामचरितमानस) 
बेर बेर बेर लै सराहैं बेर बेर बहु, 
'रसिकबिहारी' देत बन्धु कह फेर फेर। 
चाखि चाखि भाखें यह वाहूतें महान मीठो, 
लेहु तो लषण यों बखानत हैं हेर-हेर॥ 


* वाल्मीकि रामायणके वर्णनसे यह प्रतीत होता है कि शबरी कोई नीच जातिकी 
नहीं थी, उसका नाम शबरी था। शबर भीलको कहते हैं। इससे लोग ठसे सम्भवतः 
भीलनी कहने लगे। शबरी संन्यासिनी थी और तपस्यामें बहुत ही बढ़ी-चढ़ी हुई थी, 
इसीलिये उसको भगवान्‌ श्रीरामने ' श्रमणी, धर्मसंस्थिता, सिद्धा, सिद्धसम्मता, तापसी ' 
आदि कहा है। इसके सिवा यह भी नहीं होता कि उसने उसी समय चख-चखकर 
भगवानूको जूठे फल दिये थे। पद्मपुराणके वर्णनका यह अर्थ होगा कि 'वह जब फल 
लाती थी तो उस पेड़के फलको पहले चखकर देख लेती। जिस पेड़के फल अच्छे होते 
उसीके लाकर भगवानूके लिये संग्रहमें रखती ।  स्वयमास्वाद्य माधुर्य परीक्ष्य परिभक्ष्य च' 
का यही भाव उचित प्रतीत होता है। 

वास्तवमें प्रेममें कोई नियम नहीं होता, परंतु भगवान्‌ श्रीरामकी जीवनलीला 
मर्यादाकी है, इसीसे ऐसा समझना ही उचित है, परंतु जो सज्जन प्रेमवश वैसा अर्थ करते 
हैं, वे भी प्रेमके कारण सर्वदा स्तुत्य हैं, ' भीलनीके बेर' तो प्रसिद्ध ही हैं। 

सम्पादक 


शबरी १५ 
पाचा पणती vo. SN, 


बेर बेर देबेको शबरी सुबेर बेर, 
तोऊ रघुबीर बेर बेर तेहि टेर-टेर। 
बेर जनि लाओ बेर बेर जनि लाओ बेर, 
बेर जनि लाओ बेर लाओ कहें बेर बेर॥ 
इस तरह भक्तवत्सल भगवानूके परम अनुग्रहसे शबरीने 
अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता लाभ 
को। तदनन्तर वह हाथ जोड्कर बोली-- 
पानि जोरि आगें भइ ठाढ़ी। 
प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी॥ 
केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी। 
अधम जाति मैं जड़मति भारी॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी। 
तिन्ह महँ मैं मतिमंद अघारी॥ 
(रामचरितमानस) 
आर्तत्राणपरायण पतितपावन भक्तवत्सल श्रीरामने उत्तरमें 
कहा-- 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। 
मानउँ एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। 
धन बल परिजन गुन चतुराई॥ 
भगति हीन नर सोहइ कैसा। 
बिनु जल बारिद देखिअ जैसा॥ 
“हे भामिनि ! तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्तिका नाता 
मानता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। 
जाति-पाँति, कुल-धर्म, बड़ाई, द्रव्य, बल, कुटुम्ब, गुण, चतुराई 


नारी 
हह. 8 अल मत भक्त 


सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जलके 
बादलोंके समान शोभाहीन और व्यर्थ है।' धन्य है ! वास्तवमें 
भक्ति ही भगवानूको प्रिय है 'भक्तिप्रियो माधव: ।' 

इसीसे भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं- 

पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादय:। 

न कारणं मदभजने भक्तिरेव हि कारणम्‌॥ 

(अ० रा० ३। १०। २०) 

“पुरुषत्व-स्त्रीत्वका भेद या जाति, नाम और आश्रम आदि 
मेरे भजनमें कारण नहीं हैं, केवल भक्ति ही एक कारण है।' 

यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः। 

नैव द्रष्टुमहं शक्यो मद्भक्तिविमुखैः सदा॥ 

(अ० रा० ३। १०। २१) 

'जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं, यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन 
करके भी वे मुझे नहीं देख सकते।' यही घोषणा भगवानूने 
गीतामें की है। 

इसके बाद भगवानूने शबरीको नवधा भक्तिका स्वरूप 
बतलाया— 

तस्माद्‌ भामिनि संक्षेपाद्‌ वक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌। 

सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌॥ 

द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मदगुणेरणम्‌। 

व्याख्यातृत्वं मद्वचसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌॥ 

आचार्योपासनं भद्रे मदबुद्धयाऽमायया सदा। 

पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च॥ 

निष्ठा मत्पूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌। 

मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तममुच्यते ॥ 


शबरी १७ 


मद्धक्तेष्धधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः। 
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा॥ 
अष्टमं नवमं तत्त्वविचारो मम भामिनि। 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा॥ 
(२० रा० ३।१०। २२-२७) 
इसी नवधा भक्तिको कुछ रूपान्तरमें गोसाईजीने इस प्रकार 
कहा है-- 

नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं। 

सावधान सुनु धरु मन माहीं॥ 
प्रथम भगति संतन कर संगा। 

दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। 

पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा। 

निरत निरंतर सज्जन धरमा॥ 
सातवँ सम मोहि मय जग देखा। 

मोते संत अधिक करि लेखा॥ 
आठवँ जथालाभ संतोषा। 

सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना। 

मम भरोस हियँ हरष न दीना॥ 
नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई! 

नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 


भक्त नारी 


हळ... त 0 नक वि विक ८ रप्प्णापापा- 


सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। 
सकल प्रकार भगति दृढ तोरें॥ 

इस प्रकार भक्तिका वर्णन करनेके बाद भगवान्‌ शबरीको 
अपना परम पद प्रदान करते हैं। 

जोगि बंद दुरलभ गति जोई। 

तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई॥ 

उसी समय दण्डकारण्यवासी अनेक ऋषि-मुनि शबरीजीके 
आश्रममें आ गये । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणने 
खड़े होकर मुनियाँका स्वागत किया और उनसे कुशल-प्रश्र 
किया। सबने उत्तरमें यही कहा 

त्वद्दर्शनाद्‌ रघुश्रेष्ठ जाताः स्मो निर्भया वयम्‌।' 

“हे रघुश्रेष्ठ ! आपके दर्शनसे हम सब निर्भय हो गये हैं।' प्रभो ! 
हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरीके कारण हमने 
मतंग-जैसे महानुभावका तिरस्कार किया। योगिराजोंके लिये भी 
जो परम दुर्लभ हैं ऐसे आप साक्षात्‌ नारायण जिसके घरपर पधारे 
हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। इस 
प्रकार सब ऋषि-मुनि पश्चात्ताप करते हुए भगवानूसे विनय करने 
लगे! आज दण्डकारण्यवासी ज्ञानाभिमानियोंकी आँखें खुलीं। 

जब व्रजको ब्राह्मण-वनिताओंने अपने पतिदेवोंकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन कर साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीकृष्णकी सेवामें पहुँचकर अनन्य 
भक्तिका परिचय दिया था, तब ब्राह्मणोंने एक बार तो बहुत बुरा 
माना; परंतु अन्तमें जब उन्हें बोध हुआ, तब उन्होंने भी बड़े 
पश्चात्तापके साथ इसी प्रकार अपनेको धिक्कार देते हुए कहा था- 

धिग्‌ जन्म नस्त्रिवृद्विद्यां धिग्‌ व्रतं धिग्‌ बहुज्ञताम्‌। 
धिक कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे॥ 


शबरी १९ 


नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी। 
यद्‌ वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः॥ 
( श्रीमद्धा १०। २३। ३९-४०) 
“हमारे तीन जन्मोंको (एक गर्भसे, दूसरे उपनयनसे और तीसरे 
यज्ञदीक्षासे) विद्याको, ब्रह्मचर्यव्रतको, बहुत जाननेको, उत्तम कुलको, 
यज्ञादि क्रियाओंमें चतुर होनेको बार-बार धिक्कार है; क्योंकि हम 
श्रीहरिके विमुख हैं । निःसंदेह भगवान्‌की माया बड़े-बड़े योगियांको 
मोहित कर देती है। अहो! हमलोगोंके गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, 
परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थसे (हरिकी भक्तिमें) चूक गये।' 
अस्तु ! ऋषि-मुनियोंको पश्चात्ताप करते देखकर श्रीलक्ष्मणजीने 
उनसे कहा-- 
अहो धन्यतमा यूयं तपोब्रतपरायणाः। 
त्यक्त्वा विषयजं सौख्यं वने वसथ निःस्पृहाः । 
भवद्धिरिव लोकोऽयं धार्यते सचराचरः। 
'महर्षिगण ! आपलोगांको धन्य है। आप बड़े ही तपब्रतपरायण 
हैं; आप सांसारिक विषयजन्य सुखोंको त्यागकर नि:स्पृह होकर 
वनमें निवास करते हैं। आपलोगोंहीके प्रभावसे यह सचराचर 
जगत्‌ धर्मको धारण कर रहा है।' 
इस प्रकारके वाक्योंसे ऋषियोंको कुछ संतोष हुआ, इतनेमें 
एक ऋषिने कहा--' हे शरणागतवत्सल ! यहाँके सुन्दर सरोवरके 
जलमें कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुधिर-सा क्यों हो गया 
है ?' लक्ष्मणजीने हँसते हुए कहा-- 
मतङ्गमुनिविद्वेषाद्‌ रामभक्तावमानतः। 
जलमेतादूशं जातं भवतामभिमानतः॥ 


२० भक्त नारी 


—— ब 


“मतंग मुनिके साथ द्वेष करने तथा शबरी जैसी गमभक्ता 
साध्वीका अपमान करनेके कारण आपके अभिमानरूपी दुर्गुणमे 
ही यह सरोवर इस दशाको प्राप्त हो गया है। इसके फिर पूर्ववत्‌ 
होनेका एक यही उपाय है कि शबरी एक बार फिरसे उसका 
स्पर्श करे।' 

भगवान्‌की आज्ञासे शबरीने जलाशयमें प्रवेश किया और 
तुरंत ही जल पूर्ववत्‌ निर्मल हो गया। यह है भक्तोंको महिमा ! 

भगवानूने प्रसन्न होकर फिर शबरीसे कहा कि तू कुछ वर 
माँग। शबरीने कहा-- 

यत्त्वां साक्षात्रपश्यामि नीचवंशभवाप्यहम्‌। 

तथापि याचे भगवंस्त्वयि भक्तिर्दृढा मम॥ 

'मैं अत्यन्त नीच कुलमें जन्म लेनेपर भी आपका साक्षात्‌ 
दर्शन कर रही हूँ, यह क्या साधारण अनुग्रहका फल है; तथापि 
मैं यही चाहती हूँ कि आपमें मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे।' 
भगवानूने हँसते हुए कहा 'तथास्तु'! 

शबरीने पार्थिव देह परित्याग करनेके लिये भगवानूको आज्ञा 
चाही, भगवानूने उसे आज्ञा दे दी। शबरी मुनिजनोंके सामने ही 
देह छोड़कर परम धामको प्रयाण कर गयी और सब तरफ जय- 
जयकारको ध्वनि होने लगी। प्रिय पाठक और पाठिकाएँ ! हम 


और आप भी एक बार मिलकर कहें बोलो भक्त और उनके 
भगवानको जय !' 


मीराबाई 


सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलियुग ही दिखायो। 
निर-अंकुश अति निडर रसिक-यश रसना गायो ॥ 
दुष्टन दोष विचारे मृत्युको उद्यम कीयो। 
बार न बाँको भयो गरल अमृत ज्यों पीयो॥ 
भक्ति निसान बजाइकै, काहू ते नाहीं लजी। 
लोक-लाज-कुल- श्रृंखला-तजि मीरा गिरधर भजी॥ 
(नाभाजी) 
मौराबाईका नाम कौन नहीं जानता? जिस भक्तशिरोमणि 
राजपूतरमणीकी गुण-गाथाको गा-गाकर आज लाखों जन 
भगवत्प्रेमको प्राप्त होते हैं, जिसके प्रेमपूरित पुनीत पदोंका 
गानकर अगनित नर-नारी भक्तिरसके पावन प्रवाहमें बह जाते 
हैं, जिस प्रातःस्मरणीया देवीके अनुपम चरित्रका अनुसरण 
कर प्रेमी भक्त अपने प्रियतम श्यामसुन्दरके नव-नील-नीरद 
मुख-कमलका दर्शन कर कृतार्थ होते हैं, उस भगवत्प्रेमकी 
जीती-जागती मूर्तिका किंचित्‌ यशोगान कर आज यह अधम 
लेखक भी कृतार्थ होना चाहता है; क्योंकि भगवान्‌ भक्त-यश- 
वर्णन और कीर्तनसे जितने प्रसन्न होते हैं उतने अपने गुणोंके 
कोर्तनसे नहीं होते। 
भारतकी नारीजातिको धन्य करनेवाली भक्तिपरायणा मीराबाईका 
जन्म मारवाड़के कुड़की नामक ग्राममें संवत्‌ १५५८के 
लगभग हुआ था। इनके पिताका नाम राठौर श्रीरतनसिंहजी था। 
मीरा अपने पिता-माताकी एकलौती लड़की थी। बड़े लाड़- 


२२ भकत २ भक्त नारी 


चावसे पाली गयी थी। मीराके चित्तको वृत्तियाँ बचपनमे ही 
भगवानूकी ओर झुकी हुई थीं। एक दिन उनके घरमे एक साधु 
आये, साधुके पास भगवानको एक सुन्दर मूर्ति थी। मीराने 
साधुसे कहकर वह मूर्ति ले ली। साधुने मूर्ति देकर मीरामे कहा 
कि 'ये भगवान्‌ हैं, इनका नाम श्रीगिरधरलालजी है। तू प्रतिदिन 
प्रेमके साथ इनकी पूजा किया कर।' सरलहदया बालिका मीरा 
सच्चे मनसे भगवान्‌की सेवा करने लगी। मीरा इस समय दम 
वर्षकी थी, परंतु दिनभर उसी मूर्तिको नहलाने, चन्दन- पुष्प 
चढ़ाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदिके काममें लगी 
रहती। सूरदासजीका एक पद उसने याद कर लिया और उसे 
भगवान्‌के सामने बारम्बार गाया करती। 

जो विधना निज वश करि पाऊँ। 

तो सब कहो होय सखि मेरो, अपनी साध पुराऊँ॥ 

लोचन रोम-रोम प्रति माँगौं, पुनि पुनि त्रास दिखाऊँ। 

इकटक रहै पलक नहिं लागे, पद्धति नई चलाऊँ॥ 

कहा करों छबि-राशि श्यामघन, लोचन द्वै न अघाऊँ। 

ये ते पर ये निमिष 'सूर' सुनु यह दुख काहि सुनाऊँ॥ 

मीरा यह पद गाते-गाते कई बार बेहोश हो जाती । शायद 
उसे 'छवि-राशि श्यामधन' के दर्शन होते होंगे! 

इस समय मीरा स्वयं भी पद-रचना करने लगीं, जब वह 
स्वरचित सुन्दर पदोंकों भगवानके सामने मधुर स्वरोंमें गाती तो 
प्रेमका प्रवाह-सा बह जाता। सुननेवाले नर-नारियोंके हृदयमें प्रेम 
उमड्ने लगता । इस प्रकार भाव-तरङ्गोंमें पाँच साल बीत गये! 
संवत्‌ १५७३ में मीराका विवाह चित्तौड़के सिसोदिया वंशमें 


मीराबाई २३ 


महाराणा सांगाजीके ज्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ सम्पन्न 
हुआ। विवाहके समय एक अद्भुत घटना हुई। कृष्णप्रेमकी साक्षात्‌ 
मूर्ति मीराने अपने श्यामगिरधरलालजीको पहलेसे ही मण्डपमें 
विराजित कर दिया और कुमार भोजराजके साथ फेरा लेते समय 
श्रीगिरधरगोपालजीके साथ भी फेरे ले लिये। मीराने समझा कि 
आज भगवानूके साथ मेरा विवाह भी हो गया। 
मीराकी माताको इस घटनाका पता था, उसने मीरासे कहा कि 
“पुत्री | तैने यह क्या खेल किया ?' मीराने मुसकराते हुए कहा-- 
माई म्हाँने सुपनेमें बरी गोपाल। 
राती पीती चुनड़ी ओढ़ी मेहँदी हाथ रसाल॥ 
काँई औरको बरू भाँवरी म्हाँके जगजंजाल। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर करो सगाई हाल॥ 
मीराके भगवत्प्रेमके इस अनोखे भावको देखकर माता बड़ी 
प्रसन्न हुई। जब सखियोंको इस बातका पता लगा तो उन्होंने 
दिल्लगी करते हुए मीरासे गिरधरलालजीके साथ फेरे लेनेका 
कारण पूछा। मीराने कहा-- 
ऐसे बरको के बरू जो जन्मैं और मर जाय! 
बर बरिये गोपालजी म्हारौ चुड़लो अमर हो जाय॥ 
प्राणोंकी पुतली मीराको माता-पिताने दहेजमें बहुत-सा धन 
दिया; परंतु मीराका मन उदास ही देखा; तो माताने पूछा कि 
'बेटी ! तू क्या चाहती है ? तुझे जो चाहिये सो ले लो।' मीराने 
मातासे कहा-- 
दे री माई अब म्हाँको गिरधरलाल। 
प्यारे चरणकी आन करतिहां, और न दे मणि लाल। 


४ भने छ भ्रक्त नारी 


नातो सागो परिवारों सारो, मन लगे मानो काल। 

मीराके प्रभु गिरधर नागर, छबि लखि भई निहाल॥ 

भक्तको अपने भगवान्‌के अतिरिक्त और क्या चाहिये? 
माताने बडे प्रेमसे गिरधरलालजीका सिंहासन मीराको पालकोमें 
रखवा दिया। कुमार भोजराज नववधूको लेकर राजधानीमें 
आये। घर-घर मङ्गल बधाइयाँ बँटने लगीं। रूप-गुणवती बहूको 
देखकर सास प्रसन्न हो गयी। कुलाचारके अनुसार देवपूजाकी 
तैयारी हुई, परंतु मीराने कहा कि मैं तो एक गिरधरलालजीके 
सिवा और किसीको नहीं पूजूँगी। सास बड़ी नाराज हुई 
मीराको दो-चार कड़ी-मीठी भी सुनायी, परंतु मीरा अपने 
प्रणपर अटल रही। 

राजपूतानेमें प्रतिवर्ष गौरीपूजन हुआ करता है। छोटी-छोटी 
लड़कियाँ और सुहागिन स्त्रियाँ सुन्दर रूप-गुणसम्पन्न वर और 
अचल मुहागके लिये बड़े चावसे 'गौर-पूजा' करती हैं। मीरासे 
भी गौरी पूजनेको कहा गया, मीराने साफ जवाब दे दिया। सारा 
रनिवास मीरासे नाराज हो गया। सास और ननद उदाबाईने 
मीराको बहुत समझाया; परंतु वह नहीं मानी। उसने कहा-- 

ना म्हें पूजा गौरज्याजी ना पूजा अनदेव। 

म्हें पूजा रणछोरजी सासु थे काँई जाणो भेव॥ 

सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियोंने मीरासे कहा 
कि “बहिन ! यह तो सुहागकी पूजा है, सभीको करनी चाहिये।' 
मीराने उत्तर दिया कि “बहिनो ! मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है, 
जिसको अपने मुहागमें संदेह हो, वह गिरधरलालजीको छोड़कर 
दूसरेको पूजे।' मीराके इन शब्दोंका मर्म जिसने समझी वह तो 
धन्य हो गयी; परंतु अधिकांश स्त्रियोंको यह बात बहुत बुरी लगी। 


मीराबाई २५ 


मीराकी इस भक्ति-भावनाको देखकर कुमार भोजराज पहले 
तो कुछ नाराज हुए; परंतु अन्तमें मीराकै सरल हृदयकी शुद्ध 
भक्तिसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीराके लिये अलग 
श्रीरणछोड्जीका मन्दिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक 
साहसी, वीर और साहित्यप्रेमी युवक थे। मीराको पद-रचनासे 
उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें वे अपना गौरव मानते। मीराका 
प्रेम-पुलकित मुखचन्द्र वे जब देखते तभी उनका मन मीराको 
ओर खिंच जाता। जब मीरा नये-नये पद बनाकर पतिको गाकर 
सुनाती, तब कुमारका हृदय आनन्दसे भर जाता। 
यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्रीगिरधरलालजीको 
ही मानती थी और प्राय: अपना सारा समय उन्हींकी सेवामें 
लगाती; परंतु उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराजको कभी 
नाराज नहीं होने दिया। अपने सुन्दर और सरल स्वभावसे तथा 
निःस्वार्थ सेवाभावसे उसे सदा प्रसन्न रखा। कहते हैं, कुछ समय 
बाद मीराकी अनुमति लेकर कुमारने दूसरा विवाह कर लिया 
था। मीराको इस विवाहसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बातका 
सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामीकी मनोकामना पूरी नहीं 
कर सकती। अब दूसरी रानीसे पतिको परितृत्त देखकर और 
पतिके भी परम पति परमात्माकी सेवामें अपना पूरा समय 
लगनेकी सम्भावना समझकर मीराको बड़ा आह्लाद हुआ। 
मीरा अपना सारा समय भजन-कीर्तन और साधु-सङ्गतमें लगाने 
लगी। वह कभी बिरहसे व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यानमें 
साक्षात्कार कर हँसती, कभी प्रेमसे नाचती; भूख-प्यासका 
कोई पता नहीं। लगातार कई दिनोंतक बिना खाये-पौये प्रेम- 


CMR... MS PT RE ६ भक्त नारी 


समाधिमें पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल 
कृष्ण-प्रेमकी ही बातें करती। दूसरी बात उसे सुहाती ही नहीं। 
शरीर दुर्बल हो गया, घरवालोंने समझा बीमार है, वैद्य बुलाये 
गये, मारवाड़से पिता भी वैद्य लेकर आये। मीराने कहा-- 

हे री मैं तो राम दिवानी, मेरो दरद न जाणे कोय। 

सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिध सोणा होय॥ 

गगन मँडलपै सेज पियाकी, किस बिध मिलणा होय। 

घायलकी गति घायल जाने, कि जिन लाई होय॥ 

जौहर की गति जौहरि जाने, कि जिन जौहर होय। 

दरदकी मारी बन बन डोलूँ बैद मिल्या नहिं कोय॥ 

मीराकी प्रभु पीर मिटै जब बैद साँवलिया होय। 

वैद्य देख गये। परंतु इन अलौकिक प्रेमके दीवानोंकी दवा 
बेचारे इन वैद्योंके पास कहाँसे आयी ? विरहकातरा मीराने 
श्यामवियोगमें यह पद गाया-- 

नातो नावको जी म्हाँसू तनक न तोड्यो जाय। टेक। 

पाना ज्यूँ पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंडरोग। 

छान लाँघण म्हें किया रे, राम मिलणके जोग॥ 

बाबल बैद बुलाइया रे, पकड दिखाई म्हारो बाँह। 

मूरख बैद मरम नहिँ जाणै, कसक कलेजे माँह॥ 

जाओ बैद घर आपणे रे, म्हारो नाव न लेय। 

मैं तो दाझी बिरहकी रे, काहेकूँ औषध देय॥ 

माँस गलि गलि छीजिया रे, करक रह्या गल आय। 

आँगलियाकी मूँदड़ी म्हार, आवण लागी बौंह॥ 

रह-रह पापी पपीहड़ा रे, पियको नाव न लेय। 

जो कोई बिरहण साम्हाले रे, पिव कारण जिव देय॥ 


भीराबाई २७ 


बसन कन SMMC ROOST, 
छिन मन्दिर छिन आंगणे रे, छिन-छिन ठाढी होय। 
घायल ज्यूँ घूमूँ खड़ी, म्हारी बिथा न बुझे कोय॥ 
काढ कलेजो मैं धरूं रे, कागा तु लै जाय। 
जिण देसाँ म्हारो हरि बसे रे, बाँ देखत तूँ खाय॥ 
म्हारो नातो नामको रे, और न नातो कोय। 
मीरा ब्याकुल बिरहणी, हरि दर्शण दीज्यो मोय॥ 
कैसी उत्कण्ठा है! कैसा उन्माद है!! कितनी मनोहर 
लालसा है!!! भगवान्‌ इसीसे वश होते हैं; इसीसे वे बिक जाते 
हैं। मीराने इसी मूल्यपर उनको खरीदा था। मीराने कहा है- 
गोबिन्द लीन्यो मोल, माई मैं गोबिन्द लीन्यो मोल! 
कोई कहै सस्तो कोई कहै महँगो लीन्यो तराजू तोल॥ 
कोई कहै घरमें कोई कहै बनमें, राधाके संग किलोल। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेमके मोल॥ 
जिसका मन-भ्रमर उस श्यामसुन्दरके चरणारविन्दके मकरन्दपानमें 
रम जाता है, उसे दूसरी बात कैसे अच्छी लग सकती है ? जिसने 
एक बार उस अनूप रूप-राशिका स्वप्नमें भी दर्शन कर लिया, 
जिसके हृदयमें उस पुनीत प्रेमका जरा-सा भी अङ्कुर उत्पन्न हो 
गया, जिसने उस मधुर प्रेमसुधाका भूलकर भी रसास्वादन 
कर लिया, वह कभी भी इस जगत्के भोगोंको ओर नहीं 
देख सकता। 
रमा बिलास राम अनुरागी। 
तजत बमन इव नर बड़भागी॥ 
नवयुवती राजपुत्री और राजवधू मीराने भी इसी प्रेमरसका 
पान करनेके कारण द्वापरकी गोपरमणियाँकी भाँति अपना सर्वस्व 


भक्त नारी 


२2 भक्त ला 
उस विश्वविमोहन मोहनके चरणोंमें अर्पण कर दिया, संसारका 
कोई भी प्रलोभन या भय उसे विचलित नहीं कर सका। मीग 
अ पर्ण नेत्रोंसे गदृदकण्ठ होकर रणछोड़जीसे प्रार्थना करने लगी-- 
मीराको प्रभु साँची दासी बनाओ। 
झूठे धन्धोंसे मेरा फन्दा छुड़ाओ॥ 
लूटे ही लेत विवेकका डेरा। 
बुधि बल यदपि करूँ बहुतेरा॥ 
हाय राम! नहीं कछ बस मेरा। 
मरती बिबस प्रभु धाओ धाओ॥ 
धर्म उपदेस नित ही सुनती हूँ। 
मन कुचालसे बहु डरती हूँ॥ 
सदा साधु सेवा करती हूँ। 
सुमिरण ध्यानमे चित धरती हूँ॥ 
भक्ति मार्ग दासीको दिखाओ। 
मीराको प्रभु साँची दासी बनाओ॥ 
विवाहके बाद इस प्रकार भक्तिके प्रवाहमें दस साल बीत 
गये। संवत्‌ १५८३में कुमार भोजराजका देहान्त हो गया। महाराणा 
सांगाजी भी परलोकवासी हो गये । राजगद्दीपर मीराके दूसरे देवर 
विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरा भगवत्प्रेमके कारण वैधव्यके दु:खसे 
दुःखित नहीं हुई । साधु-महात्माओंका संग बढ्ता गया, मीराकी 
भक्तिका प्रवाह उत्तरोत्तर जोरसे बहने लगा। राणा विक्रमाजीतको 
मीराका रहन-सहन, बिना किसी रुकावटके साधु-वैष्णवका 
महलोंमें आना-जाना और चौबीसों घंटे कीर्तन होना बहुत 
अखरने लगा। उन्होंने मीराको समझानेकी बड़ी चेष्टा की। 


पीराबाई २९ 


चम्पा और चमेली नामकी दो दासियाँ इसी हेतुमे मीगके पास 
रखी गयीं, राणाकी बहन ऊदाबाई भी मीराको समझाती रही, 
परंतु मीरा अपने मार्गसे जरा भी नहीं डिगी। मीगजीने 
समझानेवाली सखिर्योसे पहले तो नग्रतापूर्वक अपना संकल्प 
सुनाया, अन्तमें स्पष्ट कह दिया-- 
बरजी मैं काहूकी न रहूँ। 
सुनो री सखी तुम चेतन होके मनकी बात कहूँ॥ 
साधु-संगत कर हरि-सुख लेऊँ जगसूँ दूर रहूँ। 
तन धन मेरो सब ही जाओ भल मेरो सीस लहूँ॥ 
मन मेरो लाग्यो सुमरण सेती सबका मैं बोल सहूँ। 
मीराके प्रभु गिरधरनागर सतगुरु शरण गहूँ॥ 
सखियोंने कहा--'मीराजी ! आप भगवान्‌से प्रेम करती हैं 
तो करें। इसमें किसीको कोई आपत्ति नहीं, परंतु कुलकी लाज 
छोड़कर दिन-रात साधुओंकी मण्डलीमें रहना और नाचना-गाना 
उचित नहीं। इससे महाराणा बहुत नाराज हैं।' मीराने कहा-- 
सीसोद्यो रूठ्यो तो म्हारो काइँ कर लेसी। 
म्हेतो गुण गोविन्द गास्याँ हो माई॥ 
राणाजी रूदयो तो वाँरो देश रखासी। 
हरिजी रूठ्या किठे जास्याँ हो माई॥ 
लोक लाजकी काण न मानाँ। 
निरभै निसाण घुरास्याँ हो माई॥ 
राम-नामको झघाझ चल्यास्याँ। 
भवसागर तिर जास्याँ हो माई॥ 
मीरा शरण साँवल गिरधरको। 
चरणकमल लपटास्याँ हो माई॥ 


१० भक्त तारी 


कैसा अटल निश्चय है? कितना अचल विश्वास है? कितनी 
निर्भयता है? कैसा अद्भुत त्याग है? कदा और दासियाँ आयी 
थीं समझानेको, परंतु मीराकी शुद्ध प्रेमाभक्तिको देखकर उनका 
चित्त भी उसी ओर लग गया। वे भी मीराके इस गहरे प्रेम रंगमें 
रँग गयीं। अन्तमें राणाने चरणामृतके नामसे मीराके पास विपका 
प्याला भेजा। चरणामृतका नाम सुनते ही मीरा बडे प्रेममे उसे 
पी गयी। भगवानूने अपना विरद सँभाला, विष अमृत हो गया, 
मीराका बाल भी बाँका नहीं हुआ। बलिहारी है। भगवत्कृपासे 
क्या नहीं होता ? 
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। 
गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ 
मीराने प्रेममें मग्न होकर गाया- 
राणाजी जहर दियो मैं जानी। 
जिन हरि मेरो नाम निवेरो, 
छर्यो दूध अरु पानी ॥ 
जबलग कञ्चन कसियत नाही, 
होत न बाहर बानी । 
अपने कुलको परदो करियो, 
मैं अबला बीरानी॥ 
श्चपच भक्त बारौं तन-मनते, 
हों हरि हाथ बिकानी। 
मीरा प्रभु गिरधर भजिबेको, 


सन्तचरण लिपटानी ॥ 
मीरा नाचने लगी-- 


मीराबाई ३१ 


“पग बाँध घुँघरू मीरा नाची रे'-- 
दासियोने जाकर यह समाचार राणाजीको सुनाया, वे तो दंग 
रह गये। कलियुगमें यह दूसरा प्रहाद कहाँसे आ गया? 
मीराके आठों पहर भजन-कोर्तनमें बीतने लगे। नींद- 
भूखका कोई पता नहीं, शरीरकी सुधि नहीं, वह दिनभर रोती 
और गाया करती। 
घड़ी एक नहिं आवड़ै, तुम दरशण बिन मोय। 
तुम हो मेरे प्राणजी, कैसे जीवण होय॥ 
धान न भावे, नींद न आवे, विरह सतावे मोय। 
घायल-सी घूमत फिरू रे, मेरा दरद न जाणे कोय॥ 
दिवस तो खाय गमाइया रे, रैण गमाई सोय। 
प्राण गमाया झूरताँ रे, नैण गमाया रोय॥ 
मीरा रातको मन्दिरके पट बंद करके भगवानूके आगे उन्मत्त 
होकर नाचती। मानो भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीराके साथ 
बातचीत करते। महलोंमें तरह-तरहकी चर्चा होने लगी । सखियोंने 
कहा-- मीरा ! तुम युवती स्त्री हो, दिनभर किसकी बाट देखती 
हो, किसके लिये यों क्षण-क्षणमें सिसक-सिसककर रोया करती 
हो।' मीरा भावोन्मत्त होकर गाने लगी-- 
दरस बिन दूखन लागे नैन। 
जबसे तुम बिछुरे मेरे प्रभुजी, 
कबहुँ न पायो चैन॥ 
शब्द सुनत मेरी छतियाँ कम्पैं, 
मीठे लागै बैन। 
एकटकटकी पंथ निहारूँ, 
भई छमासी रैन॥ 


३२ भक्त नारी 


बिरह बिथा कासूँ कहूँ सजनी, 
वह गई करवत नैन। 
मीराके प्रभु कब रे मिलोगे, 
दुख मेटन सुख दैन॥ 
दासियोंने समझाया कि 'बाईजी ! यह सारी बात तो ठीक 
है, परंतु इस तरह करनेसे आपका कुल लज्जित होता है।' मीराने 
कहा-- क्या करूँ, मेरे वशकी बात नहीं है।' 
आली री, मेरे नैनन बान पड़ी। 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, 
उर बिच आनु अड़ी॥ 
कबकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ, 


अपने भवन खड़ी । 
मीरा गिरधर हाथ बिकानी, 
लोक कहैं बिगड़ी ॥ 


कितना पवित्र भाव है, परंतु “जाकी जेती बुद्धि है; तेती 
कहत बनाय' के अनुसार लोगोंने कुछ-का-कुछ बना दिया। 
मनुष्य प्रायः अपने ही मनके पापका दूसरेपर आरोप किया 
करता है। किसीने जाकर राणाजीके कान भर दिये, उन्हें समझा 
दिया कि मौराका तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिनभर तो बह 
विरहिणीको तरह रोया करती है और रातको आधी रातके समय 
उसके महलमें किसी दूसरे पुरुषकी आवाज सुनायी देती है। हो- 
न-हो कुछ-न-कुछ दालमें काला अवश्य ही है। 
राणाको यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ, उसी दिन रातको 
वह आधी रातके समय नंगी तलवार हाथमें लेकर मीराके महलमें 


य... 


“asc 


मीराबाई ३३ 


गये। किंवाड़ बंद थे। राणाको भी अंदरसे किसी पुरुषकी आवाज 
सुन पड़ी, नहीं कह सकते कि यह राणाके दृढ़ संकल्पका फल 
था या भगवानूकी लीला थी। खैर, राणाने अकस्मात्‌ किंवाड 
खुलवाये। देखते हैं तो मीरा प्रेमसमाधिमें बैठी है। दूसरा कोई 
नहीं है। राणाने मीराको चेत कराकर पूछा कि “बताओ, तुम्हारे 
पास दूसरा कौन था ?' मीराने झटसे जवाब दिया--' मेरे छैल- 
छबीले गिरधरलालजीके सिवा और कौन होता। जगत्में दूसरा कोई 
हो तो आवे।' राणा इन वचनोंका मर्म क्यों समझने लगे। उन्होंने 
बड़ी सावधानीसे सारे महलमें खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं 
दीख पड़ा, तब लज्जित होकर लौटने लगे। मीराने पद गाया-- 
राणाजी! मैं सावरे रंग राची। 
सज सिणगार पद बाँध घूँघरू, 
लोक लाज तजि नाची॥ 
गयी कुमति लहि साधुकी संगति, 
भक्ति रूप भइ साँची। 
गाय गाय हरि के गुण निसिदिन, 
काल-ब्याल ते बाँची ॥ 
उन बिनु सब जग खारो लागत 
और बात सब काँची। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, 
भक्ति रसीली जाँची॥ 
दूसरा पद गाया-- 
बसो मेरे नैननमें नॅदलाल॥ 
मोहनी मूरति साँवरि सूरति, नैणा बने बिसाल। 
अधर-सुधारस मुरली राजत, उर बैजन्ती-माल॥ 


३४ भक्त नारी 
वा 0 005 RS 


छुद्र घंटिका कटि-तट सोभित, नूपुर सबद रसाल। 

मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल॥ 

राणाके विलास-विभ्रमरत, मोह-आवृत मलिन मनपर 
मीराकी अमृत-वाणीका कोई असर नहीं हुआ, राणा वापस 
लौट गये। मीरा उसी तरह 'लोक-लाज कुलकान' बहाकर 
बेधड़क हरिचर्चा करने लगी। एक दिन एक भण्ड साधुने आकर 
मीरासे कहा कि 'मुझे गिरधरलालजीने तुम्हारे पास भेजा है 
और तुम्हें मेरे साथ अङ्ग-सङ्गके लिये आज्ञा दी है।' मीराने 
कहा--' अच्छी बात है; पहले आप भोजन कर लीजिये।' मीराने 
आदरपूर्वक उसे भोजन कराया और फिर साधुओंकी 
मण्डलीमें पलँग बिछाकर बोली कि “महाराज ! आइये।' 
दुरात्माने चुपकेसे मीराके पास आकर कहा कि स्त्री-पुरुषका 
संग कहीं यों इतने लोगोंके सामने होता है ?' मीराने कहा- 
“महाराज ! ऐसा कौन-सा एकान्त स्थल है जहाँ मेरे 
गिरधरलालजी नहीं विराजते हों। मैं तो जहाँ देखती हूँ वही 
खड़े दीखते हैं। फिर इस शरीरमें तो अनेक देवताओंका 
निवास है। चन्द्र, सूर्य, तारागण हमारे सम्पूर्ण कर्मोके साक्षी 
हैं। यमराजके दूत तो हिसाब ठीक रखनेके लिये सदा ही 
घूमते रहते हैं। जब इतने लोग देखेंगे तो फिर साधु-मण्डलीसे 
ही आपको लज्जा क्यों होती है।' मीराने जब सबके सामने 
जोरसे याँ कहा, तब वह बड़ा लज्जित हो गया। लोग उसे 
धिक्कारने लगे, उसका मोह भङ्ग हो गया, मीराके चरणोंमें पड़कर 
उसने अपने पापके लिये क्षमा माँगी और उद्धारका उपाय पूछा। 
मीराने बड़े प्रेमसे कहा-- 


ल या... श्व 


भन रे परसि हरिके चरण॥ 
सुभग सीतल केवल कोमल त्रिबिध ज्वाला-हरण। 
जिण चरण प्रह्मद परसे, इन्द्र-पदवी-धरण॥ 
जिण चरण ध्रुव अटल कीन्हें, राख अपनी सरण। 
जिण चरण ब्रह्मांड भेंटयो नखसिखाँ सिरी धरण॥ 
जिण चरण प्रभु परसि लीने तरी गोतम-घरण। 
जिण चरण काली-नाग नाथ्यो गोप-लीला करण॥ 
जिण चरण गोबरधन धारयो गर्व मघवा हरण। 
'दासि मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण॥ 
। फिर कहा-- । 
राम नाम रस पीजै, मनुआँ राम नाम रस पीजै। 
तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि-चर्चा सुन लीजै॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोहकूँ, बहा चित्तसे दीजै। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर ताहिके रंगमें भीजै॥ 
मीराके दिव्य उपदेशसे वह नामधारी साधु असली साधु 
बन गया। 
कहते हैं कि मीराके पदोंकी प्रशंसा सुनकर एक बार 
तानसेनको साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णवके वेशमें मीराके 
पास आये थे और मीराकी भक्तिका अद्भुत प्रभाव देखकर 
रणछोड़जीके लिये एक अमूल्य हार देकर लौट गये थे। इससे भी 
लोगॉमें बड़ी चर्चा फैली। राणाने क्रोधित होकर मीराके नाशके 
लिये एक पिटारीमें काली नागिनको बंद करके शालग्रामजीकी 
मूर्तिके नामसे उसके पास भेजी। शालग्रामका नाम सुनते ही मीराके 
नेत्र डबडबा आये। उसने बड़े उत्साहसे पिटारी खोली, देखती है. 


३६ भक्त नारी 


तो सचमुच उसमें एक श्रीशालग्रामजीकी सुन्दर मूर्ति और एक 
मनोहर पुष्पोंकी माला है। मीरा प्रभुके दर्शन कर नाचने लगी। 
मीरा मगन भई हरिके गुण गाय॥ 
साँप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दिया जाय। 
न्हाय-धोय जब देखन लागी, सालिगराम गयी पाय॥ 
मीराके प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाय। 
भजन-भावमें मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाय॥ 
राणाजीने और भी अनेक उपायोंसे डिगाना चाहा, परंतु 
मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे तब 
मीराने गोसाई तुलसीदासजीको एक पत्र लिखा। 
स्वस्तिश्री तुलसी गुण-भूषण दूषण हरण गोसाँई। 
बारहिं बार प्रणाम करहुँ अब हरहु सोक-समुदाई॥ 
घरके स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। 
साधु संग और भजन करत मोहिं देत कलेश महाई॥ 
सो तो अब छूटत नहिं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। 
बालपनेमें मीरा कोन्ही गिरधरलाल मिताई॥ 
मेरे मात तात सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई। 
मोकों कहा उचित करियो अब सो लिखिये समुझाई ॥ 
गोसाईजी महाराजने उत्तरमें यह प्रसिद्ध पद लिख भेजा- 
जाके प्रिय न राम-बैदेही। 
सो छांडिये कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही। 
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी। 


बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ॥ 


भीराबाई ३७ 


नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं। 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहीं कहाँ लौं॥ 
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो। 
जासों होय सनेह राम-पद एतो मतो हमारो॥ 
इस पत्रको पाकर मीराने घर छोड़कर वृन्दावन जानेका 
निश्चय कर लिया*। राणाजीको तो इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई, 
परंतु ऊदाजी और मीराकी अन्यान्य प्रेमिका सखियोंको बड़ा 
दुःख हुआ। उन्होंने मीराको रोकना चाहा, मीराने उत्तर दिया-- 
बाला मैं बैरागण हूंगी। 
जिन भेषाँ म्हारो साहिब रीझे, सोही भेष धरूगी॥ 
सील संतोष धरू घट भीतर, समता पकड़ रहूँगी। 
जाको नाम निरंजन कहिये, ताको ध्यान धरूंगी॥ 
गुरुके ग्यान रँगूँ तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूँगी। 
प्रेम प्रीतसूँ हरिगुण गाउँ, चरणन लिपट रहूँगी ॥ 
या तनकी मैं करूँ कींगरी, रसना नाम कहूँगी। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर साधाँ संग रहूँगी॥ 


* इतिहासज्ञ सज्जन कहते हैं कि मीराजीका श्रीगोस्वामीजीसे कोई पत्र-व्यवहार 
नहीं हुआ था। कारण, गोस्वामीजी मीराजीके बाद हुए हैं। जो कुछ भी हो, दोनों भक्तोंके 
दोनों पद बड़े उपदेशप्रद हैं। 

मीराने किसीकी कुछ भी नहीं सुनी, वह झटपट महलसे निकलकर वृन्दाबनकी 
ओर चल पड़ी। प्रीतमकी खोजमें जानेवाले कभी पीछेको नहीं देखा करते। मीरा भी 
आज उस परम प्यारे श्यामसुन्दरकी खोजमें उन्मादिनी होकर दौड़ रही है। धन्य है। मीरा 
वृन्दावन पहुँची और वहाँ श्यामसुन्दरके प्रत्यक्ष दर्शनके लिये विरहके गीत गाती कुझ- 
कुझमें भटकने लगी । जो उसे देखता, वही भक्तिरससे भींग जाता था । मीरा गाती धी-- 


राम मिलण रो घणो उमावो 
| नित उठ जोऊँ बाटड़ियाँ। 
दरस बिना मोहि कछु न सुहावै 
जक न पड़त है आँखड़ियाँ॥ 
.. तडफत तडफत बहु दिन बीते 
पड़ी बिरहकी फाँसडियाँ। 
. अब तो बेग दया कर प्यारा 
पैं छुँ थारी दासड़ियाँ॥ 
नैण दुखी दरसणकूँ तरसँ, 
नाभि न बैठे सासड़ियाँ। 
रात दिवस हिय आरत मेरो 
कब हरि राखै पासड़ियाँ॥ 
लगी लगन छूटणकी नाहीं 
अब क्यूँ कीजै आँटड़ियाँ। 
मीराके प्रभु कब र मिलोगे 
पूरो मनकी आसडियाँ ॥ 
मीरा रो-रोकर पुकारती-- 
जैसे जलके सुष्क होयतें जिये न मीन बिचारे। 
किरपा कीज्यो दर्शन दीज्यो मीरा प्राण दुलारे॥ 
तुम्हरे कारण सब सुख छोड्या अब मोहि क्यूँ तरसाओ। 
अब छोड्याँ नहिं बनै प्रभुजी चरणाँ पास बुलाओ॥ 
प्रेमरसमें छको हुई मीरा यों विरहके गीत गाती फिरती। जब 
भक्त भगवान्‌के लिये व्याकुल होते हैं तब भगवान्‌ भी उनसे 
लिये वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। एक दिन मीरा गा 
र्‌ जा 


मीराबाई ३९ 


बंसीवारा आज्यो  म्हारे देस 
॥ थारी साँवरी सुरत व्हालो बेस॥ 

आर्ऊ आऊँ कर गया साँवरा, 
कर गया कौल अनेक। 

गिणताँ गिणताँ घस गई जी 
म्हारी आँगळियाँ री रेख॥ 

| खैरागिण आदिकी जी, 
थारे म्हॉरे कदको सनेस। 

बिन पाणी बिन साबुण साँवरा, 
हो गई धोय सफेद॥ 

जोगण होय जंगल सब हेरू, 
तेरा नाम न पाया भेस। 

तेरी सुरतके कारणे मैं तो 


धारया भगवाँ भेस॥ 
मोर-मुकुट पीतांबर सोहै 
घुंघरवाला केस। 


मीराके प्रभु गिरधर नागर 
मिल्याँ मिटैगो कलेस॥ 
भक्त भगवानूको बाध्य कर लेते हैं। मीराके निकट बाध्य 
होकर भगवान्‌को आना पड़ा। उस मनोहर छविको निरख मीरा 
मोहित हो गयी। नाच-नाचकर गाने लगी-- 
आजु मैं देख्यो गिरधारी। 
सुन्दर वदन मदनकी सोभा चितवन अनिवारी। 
बजावत बंसी कुञ्जनमें। 
गावत माल तरंग रंग ध्वनि नचत ग्वाल-गनयेंस 


अं या ना भक्त नारी नत अमन ली 


माधुरी मूरति वह प्यारी। 
असी रहै निसिदिन हिरदै बिच टरे नहीं टारी॥ 
वाहिपर तन मन है वारी। 
बह मूरति मोहिनी निहारत लोक-लाज डारी॥ 
तुलसी बन कुञ्जन संचारी। 
गिरधर लाल नवल नटनागर मीरा बलिहारी। 
मीरा प्रेमरसमें छककर गाने लगी-- 
जबसे मोहि नन्दनँदन दृष्टि परयो माई। 
तबतें परलोक लोक कछू ना सोहाई॥ 
मोरमुकुट चन्द्रिका सुशीश मध्य सोहै। 
केसरको तिलक भाल तीनि लोक मोहै॥ 
साँवरो त्रिभंग अंग चितवनिमें टोना। 
खंजन औ मधुप मीन भूले मृग छैना॥ 
अधर बिम्ब अरुण नयन मधुर मंद हासी। 
दसन दमक दाडिम द्युति दमके चपला-सी॥ 
्षुद्रधंटिका अनूप नुपुर-ध्वनि सोहै। 
गिरधरके चरण-कमल मीरा मन मोहै॥ 
उस रूपराशिको देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं होता? 
जिसने उसे देख पाया वही पागल हो गया। 
श्यामासहित श्यामको निहारि इन आँखिनते। 
मीरा भई बावरी सुबाबरी सुबावरी॥ 


मीरा पागलकी तरह चारों ओर उसकी मधुर छविका दर्शन 
करती हुई गाती फिरती है-- 


मीराबाई ४१ 


मेरे तो गिरधर-गोपाल दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर-मुकुट, मेरो पति सोई॥ 
तात मात भ्रात बन्धु, आपनो न कोई। 
छाँड़ दई कुळ की कान कहा करिह कोई। 
संतन ढिग बैठि बैठि लोक-लाज खोई॥ 
चुनरीके किये दूक ओढ़ लीन्हि लोई। 
मोती मूँगे उतार, बनमाला पोई॥ 
अँसुबनजळ सींच-सींच, प्रेम-बेलि बोई। 
अब तो बेल फैल गई, आँणद फल होई॥ 
दूधकी मथनियाँ बड़े प्रेमसे बिलोई। 
माखन जब काढ़ि ळियो, छाछ पिये कोई ॥ 
भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई। 
दासी मीरा लालगिरधर तारो अब मोही॥ 
दूसरा पद-- 
स्याम! म्हाँने चाकर राखो जी, गिरधारीलाल ! चाकर राखो जी॥ 
चाकर रहसूँ बाग लगासूँ, नित उठ दर्शन पासूँ। 
वृन्दावनकी कुंजगलिनमें गोविंदका गुण गासूँ॥ 
चाकरीमें दरसन पाऊँ, सुमिरन पाउँ खरची। 
भाव-भगति जागीरी पाऊँ तीनों बाता सरसी॥ 
ऊँचे-ऊँचे महल बनाऊँ, बिच-बिच राखूँ बारी। 
साँवलियाका दरसन पाऊँ, पहिर कुसूँमल सारी॥ 
जोगी आया जोग करनकूँ, तप करणे संन्यासी। 
हरी भजनको साधू आये, वृन्दावनके बासी॥ 
मीराके प्रभु गहिर गॅभीरा, हदै रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रभु दर्शन दीन्हों, प्रेम-नदीके तीरा॥ 


त उ सत 
मीराजी वृन्दावनमें श्रीचैतन्यमहाप्रभुके शिष्य 
जया दर्शन करनेके लिये गयीं। 


परमभक्त जीव गोस्वामीजीका द Fi ग 
गोसाईंजीने भीतरसे कहला भेजा कि हम स्त्रियोंसे नहीं मिलते | 
मीराने इसपर उत्तर दिया कि 'महाराज ! आजतक तो वृन्दावनमें 


पुरुष एक श्रीनन्दनन्दन ही थे और सभी स्त्रियाँ थीं, आज आप 
भी पुरुष प्रकट हुए हैं।' मीराका रहस्यमय उत्तर सुनकर जीवजी 
महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेमसे मीराजीसे मिले। 
मीराके कई पदोसे पता लगता है कि मीरा भक्तप्रवर 
श्दासजीकी चेली थी; परंतु एक पदसे यह भी मालूम होता है कि 
मीरा श्रीचैतन्यमहाप्रभुके सम्प्रदायकी वैष्णवी थी और शायद जीव 
गोस्वामीको उसने अपना गुरु बनाया था। सम्भव है कि दो समयमें 
दोनोंसे दीक्षा ली हो। श्रीचैतन्यकी स्तुतिका पद इस प्रकार है-- 
अब तौ हरी नाम लौ लागी। 
सब जगको यह माखन-चोरा, नाम धस्यो बैरागी॥ 
कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। 
मूँड मुँडाइ डोरि कटि बांधी, माथे मोहन टोपी॥ 
मात जसोमति माखन कारन, बाँधे जाको पाँव। 
श्याम किशोर भये नव गौरा, चैतन्य ताको नाँव॥ 
पीताम्बरको भाव दिखावै, कटि कौपीन कसै। 
गौर-कृष्णकी दासी मीरा, रसना कृष्ण बसै॥ 
कुछ काल वृन्दावन निवास कर मीरा द्वारकाको चली 
गयी और वहाँ श्रीरणछोड़ भगवान्‌के दर्शन और भजनमें अपना समय 
बिताने लगी। कहते हैं, एक बार चित्तौड़से राणाजी उसे वापस 
लौटानेके लिये द्वारकाजी गये थे। मीराजीके चले जानेके बाद 
चित्तौड़में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगोंने राणाको समझाया कि 


PANIC WR. MMIII, 


आपने मीरा सगीखी भगवतकी प्रेमिकाका तिरस्कार किया है; 
उसीका यह फल है | गणा इसीलिये मीगये श्रमा याचनाकर उमे 
वापस लौटाकर लै जाना चाहते थे। परंतु मीराते जाना किमी 
तरह भी स्वीकार नहीं किया। 
मीराने कहा-- 
राणाजी म्हारी प्रीति पुरखली मैं काँई करूँ॥ 
राम नाम बिन नहीं आवडे हियझ़े झोला खाय। 
भोजनिया नहीं भावै म्हनि, नींदड़ली नहिं आय॥ 


x x > > 

राठौडाँकी धीयङ्घीजी, सीसोद्याके साथ] 

ले जाती वैकुण्ठको म्हारो नेक न मानी बात॥ 
राणाजीको यों ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभुके सामने 

गाने लगी-- 

रमैया मैं तो थारे रंग राती ॥ 

औरोंके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। 

मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, रोल करूँ दिन राती ॥ 
चुवा चोला पहिर सखी री, मैं झुरमट रमवा जाती। 
झुरमटमें मोहि मोहन मिलिया, घाल मिली गलबाँथी ॥ 

और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पियाँ ही माती। 
प्रेम-भठीको मैं मद पीयो, छकी फिरू दिन राती॥ 
सुरत निरतको दिवलो जोयो, मनसा पूरन बाती। 
अगम घाणिको तेल सिंचायो, बाल रही दिन राती॥ 
जाऊँनी पीहरिये आउँनी सासरिये हरिसूँ सैन लगाती। 
मीराके प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना चित लाती॥ 
मीराजी श्रीद्वारकाधीशजीके मन्दिरमें आकर प्रेममें उन्मत्त 


होकर गाने लर्गी-- 


भक्त नारी 


सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजै। 

तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरि कीजै॥ 
दिन नहिं भूख रैन नहिं निद्रा यों तन पल-पल छीजै। 
मीरा कह प्रभु गिरधर नागर मिलि बिछुरन नहिं दीजै॥ 
दूसरा पद-- 

अब तो निभायाँ सरेगी, बाँह गहेकी लाज। 

समरथ सरन तुम्हारी सझ्याँ, सरव सुधारण काज॥ 
भवसागर संसार अपरबल, जामें तुम हो जहाज। 
निरधाराँ आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज॥ 
जुग जुग भीर हरी भक्तनकी, दीनी मोक्ष समाज। 
मीरा सरण गही चरणनकी, लाज रखो महाराज॥ 
यों कहकर मीरा नाचने लगी और अन्तमें भगवान्‌ रणछोड्जीकी 


मूर्तिमें समा गयी। 


नृत्यत नूपुर बाँधिके गावत लै करतार। 
देखत ही हरिमें मिली, तृण-सम गनि संसार॥ 
मीरा को निज लीन किय, नागर नन्दकिशोर। 
जग प्रतीत हित-नाथ-मुख, रह्यो चूनरी छोर॥ 


कहा जाता है कि संवत्‌ १६३० के अनुमान मीराजीका देह 
भगवान्‌में मिला था। मीराजीने कई ग्रन्थ रचे थे, जो इस समय 
नहीं मिलते हैं। मीराके भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो गाता और सुनता 
है, वही प्रेममें मत्त हो जाता है। मीराने प्रकट होकर भारतवर्ष, 
हिन्दू-जाति और नारी-कुलको पावन और धन्य कर दिया। 


बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय। 


करमैतीबाई 


नश्वर पति-रति त्यागि कृष्णपदसों रति जोरी। 

सबै जगतकी फाँस तरकि तिनुका ज्यों तोरी॥ 

निर्मल कुल काँथड़ा धन्य परसा जेहि जाई। 

करि वृन्दावन-वास सन्त-मुख करत बड़ाई॥ 

संसार-स्वाद-सुख त्याग करि फेरि नहीं तिन तन चही। 

कठिन काल कलियुगमहँ करमेती नि-कलँक रही॥ 
(नाभाजी) 
जिसका मन उस नन्दनन्दन श्यामवदन मोहनकी माधुरी 
छविपर मोहित हो जाता है, उसे जगतूके सारे रूप, जगत्‌के सारे 
सुख फीके मालूम होने लगते हैं। उनमें भी संसारका जो सुख 
उस प्रियतमसे अलग करानेवाला होता है, वह तो विषवत्‌ ही 
प्रतीत होता है। संसारके विषय यदि भगवत्प्रेममें सहायक होकर 
रहें, प्यारे श्यामकी पूजा-सामग्री होकर रहें तो अवश्य रहें, उनके 
रहनेमें परम सुख है; क्योंकि उनसे प्रियतमके पदकमलोंकी पूजा 
सम्पन्न होती है, परंतु जो विषय प्रियतमके प्रेममें बाधक हों, 
उनका तो न रहना ही अभीष्ट है। इसीसे भक्तगण या तो सारे 
संसारको भगवत्पूजाकी सामग्रीके रूपमें रखते हैं या उसे विरोधी 
अनुभव कर उसका सर्वथा परित्याग कर देते हैं। विषयोंकी 
आसक्तिका परित्याग तो दोनोंको ही करना पड़ता है। कहीं 
विषय रहते भी हैं तो वह भोगसामग्रीके रूपमें नहीं रहते, भक्त 
जब स्वयं अपने-आपको ही प्रभुके चरणोंमें समर्पण कर देता है, 
तब उसकी अपनी कोई भोग्य वस्तु तो रह ही कहाँ जाती है? 

वह भी प्यारेका और उसकी सारी चीजें भी प्यारेकी। 


अंथ... न सिल भक्त नारी 


अवश्य ही जो चीज 
कारण प्यारेके प्रति 
सर्वथा त्याज्य समझी जाती है। हमारी 
पिता और पति-गृहको त्यागकर वृन्दावनकी । 

जयपुरके अन्तर्गत खण्डेला नामक एक स्थान है। वहाँ 
सेखावत सरदार राज्य करते थे। पण्डित परशुरामजी खण्डेला 
राज्यके कुलपुरोहित थे। करमैतीबाई इन्हीं भाग्यशाली परशुरामजीकी 
सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्वसंस्कारवश लडकपनसे ही करमैतीका 


मन श्यामसुन्दरमें लगा हुआ था। वह निरन्तर श्रीकृष्णके नामका 


जाप किया करती और एकान्तस्थलमें श्रीकृष्णका ध्यान करती 
हुई 'हा नाथ! हा नाथ !!' पुकारा करती। ध्यानमें उसके नेत्रोंसे 


आँसुओंकी धारा बहने लगती। शरीरपर पुलकावलि छा जाती। 
प्रेमावेशमें वह कभी हँसती, कभी रोती और कभी ऊँची सुरीली 
आवाजसे कीर्तन करने लगती। नन्हीं-सी बालिकाका सरल 
भगवत्प्रेम देखकर घरके और आस-पासके सभी लोग प्रसन्न 
होते। होते-होते करमैतीकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी। माता- 
पिता सुयोग्य वरकी खोज करने लगे। परंतु करमैतीको 
विवाहकी चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता-पिताके सामने 
कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयाँकी बातें उसे विषके समान 
प्रतीत होतीं । इच्छा न होनेपर भी पिताकी इच्छासे उसका विवाह 
हो गया, परंतु वह तो अपने-आपको विवाहसे पूर्व ही--नहीं- 
नहीं, पूर्वजन्ममें ही भगबानूके अर्पण कर चुकी थी। भगवानकी 
वस्तुपर दूसरेका अधिकार होना बह कैसे सहन कर सकती थी। 
वह तो इस संसारके परे दिव्य प्रेम-राज्यके अधीश्वर नित्य 


प्यारेके बनकर नहीं रहना चाहती या जिसके 
करनेमें बाधा होती है, वह वस्तु 
री करमैतीबाईने भी यही समझकर 
बनकी महायात्रा की थी। 


करमैतीबाई ४७ 


नवीन, चिरकुमार सौन्दर्यकी राशि श्याम वदन सच्चिदानन्दको 
वरण कर दिन-रात उन्हींका चिन्तन किया करती थी। कुछ दिन 
तो यों ही बीते, परंतु एक दिन ससुरालवाले उसे लेनेको आ 
गये। उसे पता लगा कि वह जिस घरमें ब्याही गयी है, वहाँके 
लोग भगवान्‌को नहीं मानते ! वे वैष्णवों और संतोंके विरोधी 
हैं। वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुरजीकी सेवाका भी अवसर नहीं 
मिलेगा और अपने शरीर-मनको भी विषय-सेवामें लगाना 
पडेगा । यह सब सोच-विचारकर वह व्याकुल हो उठी, मन-ही- 
मन भगवान्‌को स्मरण कर रोने लगी । उसने कहा, “नाथ ! इस 
विपत्तिसे तुम्हीं बचाओ । क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती 
विषयोंकी दासी बनायी जायगी ? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय 
नहीं बतला दोगे, जिससे यह तुम्हारे ब्रजधाममें पहुँचकर वहाँकी 
पवित्र धूलिको अपने मस्तकपर धारण कर सके।' 

घरमें माता-पिता बेटीको ससुराल भेजनेकी तैयारीमें लगे हैं, 
इधर करमैती दूसरी ही धुनमें मस्त है। रातको थककर सब सो 
गये, परंतु करमैती तो भगवानूसे उपर्युक्त प्रार्थना कर रही है। 
अकस्मात्‌ उसके मनमें स्फुरणा हुई कि जगत्को इस विषय- 
वासनामें, जो मनुष्यको सदाके लिये प्यारे भगवानूसे विमुख कर 
देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो विषयोंका 
त्याग ही मेरे लिये सर्वथा श्रेयस्कर है। ऐसा विचारकर आधी 
रातके समय अन्धकार और सन्नाटेको चीरती हुई करमैती निर्भय 
चित्तसे अकेले ही घरसे निकल गयी। जो उस प्राणप्यारेके लिये 
मतवाले होकर निकलते हैं उन्हें किसीका भी भय नहीं रहता। 
आज से पूर्व करमैती कभी घरसे अकेली नहीं निकली थी, परंतु 
आज आधी रातके समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई 


भक्त नारी 


बेड... केकी शण ण टी 
चिरसखा सदासंगी भगवान्‌ 


साथ नहीं है। साथ है भक्तोंके | 
श्यामसुन्दर, जिनका एक काम ही शरणागत-आश्रित भक्तोंके 


साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। 


भक्त नाभाजी वर्णन करते हैं 
आधी निसि निकसी यों बसी हिये मूरति सो, 


पूरन सनेह तनु-सुधि विसराई है। 
भोर भये शोर परयो पिता-मात सोच करथो, 
करिबे यतन ठौर-ठौर  ढूँढ़वाई है॥ 
चारों ओर दौरे नर आये ढिग टरी जानि, 
ऊँटके करँक मध्य देह जा दुराई है। 
जग-दुरगन्थ कोउ ऐसी बुरी लागी जामे, 
बहु दुरगन्ध सों सुगन्ध लॉ सराही है॥ 
भगवल्रेममे मतवाली करमैती अन्धकारको भेदन करती हुई 
चली जा रही है। उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कौन हूँ और 
कहाँ जा रही हूँ। 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सूझा। 
को मैं चलेउँ कहाँ नहिं बूझा॥ 
वह तो दौड़ी चली जा रही है। रातभरमें कितनी दूर निकल 
गयी, कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हो गया, पर वह तो नींद- 
भूखको भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। उधर सबेरा होते 
ही करमैतीकी माताने जब बेटीको घरमें नहीं पाया तो रोती हुई 
अपने पति परशुरामके पास जाकर यह दुःसंवाद सुनाया। 
परशुरामको बड़ा दुःख हुआ, एक तो पुत्रीका ख्रेह और दूसरे 
लोक-लाजका भय! यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय- 
विराग और भगवदनुरागके कारण ही कहीं चली गयी है तथापि 
गाँवके लोग न मालूम क्या-क्या कहेंगे, मेरी सती पुत्रीपर व्यथे 


करमैतीयाई ४९ 


कलङ्क लगेगा। इन विचारोंसे वह महान्‌ दु:खी होकर अपने 
यजमान राजाके पास गया। राजाने पुरोहितके दु:खमें सहानुभूति 
प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाये। दो घुड़सवार उस 
रास्ते भी गये, जिस रास्तेसे करमैती जा रही थी। दूरसे घोड़ोंकी 
टाप सुनायी दी, तब करमैतीको होश हुआ। उसने समझा हो- 
न-हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वह छिपे कहाँ ! 
न कहीं पहाडकी कन्दरा है और न वृक्षका ही कोई नाम-निशान 
है। रेगिस्तान-सा खुला मैदान है। अन्तमें एक बुद्धि उपजी। पास 
ही एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था। सियार-गिद्धोंने उसके पेटको 
फाडकर मांस निकाल लिया था | पेट एक खोहकी तरह बन गया 
था। करमैती बेधड़क उस सड़ी दुर्गन्थसे पूर्ण ऊँटके कंकालमें 
जा छिपी। सवारोंने उस ओर ताका ही नहीं। तीव्र दुर्गन्धके 
मारे वे तो वहाँ ठहर ही नहीं सके। करमैतीके लिये तो 
विषयोंकी दुर्गन्ध इतनी असह्य हो गयी थी कि उसने उस 
दुर्गन्धसे बचनेके लिये इस दुर्गन्धको बहुत तुच्छ समझा या प्रेम- 
पागलिनी भक्त बालिकाके लिये भगवत्कृपासे वह दुर्गन्ध महान्‌ 
सुगन्धके रूपमें ही परिणत हो गयी। जिसकी कृपासे अग्नि 
शीतल और विष अमृत बन गया था, उसको कृपासे दुर्गन्धका 
सुगन्ध बन जाना कौन बड़ी बात थी। तीन दिनतक करमैती 
ऊँटके पेटमें प्यारे श्यामके ध्यानमें पड़ी रही। चौथे दिन वहाँसे 
निकली। थोड़ी दूर आगे जानेपर साथ मिल गया। करमैतीने 
पहले हरद्वार पहुँचकर भागीरथीमें स्नान किया, फिर चलते-चलते 
वह साँवरेकी लीलाभूमि वृन्दावनमें जा पहुँची। उस जमानेमें 
वृन्दावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव साधुओंका ही केन्द्र था। 
वहाँ चारों ओरके मतवाले भगवत्प्रेमियोंका ही जमघट रहा 


भक्त नारी 


त वर रति) छ 
करता था, उसीसे वह परम पवित्र था और 


उसकी ओर लगी रहती थी। हल 
का वृन्दावन पहुँचकर करमैती मानो आनन्दसागरमें डूब गयी। 


चह जंगलमें ब्रह्मकुण्डपर रहने लगी। ्रेमसिन्धुको मर्यादा टूट 
जानेसे उसका जीवन नित्य अपार प्रेमधारामें हक के लगा। इधर 
परशुरामको जब कहीं पता न लगा तो वह दूँढ़ते-ढूँढ़ते वृन्दावन 
पहुँचा। वृन्दावनमें भी करमैतीका पता कैसे लगता ? जगतूके 
सामने अपनी भक्तिका स्वाँग दिखानेवाली वह कोई नामी-गरामी 
भक्त तो थी ही नहीं, वह तो अपने प्रियतमके प्रेममें डूबी हुई 
अकेली जंगलमें पड़ी रहती थी। एक दिन परशुरामने वृक्षपर 
चढकर देखा तो ब्रह्मकुण्डपर एक वैरागिनी दिखायी दी, वह 
तुरंत उतरकर वहाँ दौड़ा गया। जाकर देखता है, करमैती साधु- 
वेषमें ध्यानमग्रा बैठी है। उसके मुखपर भजनका निर्मल शीतल 
तेज छिटक रहा है। आँखोंसे प्रेमके आँसुओंकी अनवरत धारा 
बह रही है। परशुराम पुत्रीकी यह दशा देखकर हर्ष-शोकमें डूब 
गया। पुत्रीकी बाहरी अवस्थापर तो शोक था और उसके 
भगवत्प्रेमपर उसे बडा हर्ष था। वह अपनेको ऐसी भक्तिमती 
देवीका पिता समझकर धन्य मान रहा था। 
परशुरामको वहाँ बैठे कई घंटे हो गये। वह उसकी प्रेमदशा 
देख-देखकर बेसुध-सा हो गया, पर करमैती नहीं जागी। आखिर 
परशुरामने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय- 
विनयके साथ घर चलकर भजन करनेके लिये कहा। करमैतीने 
कहा--'पिताजी ! यहाँ आकर कौन वापस गया है ? फिर मैं 
तो उस प्रेममयके प्रेमसागरमें डूब्रकर अपनेको खो चुकी हुँ, 
जीती हुई ही मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँसे कैसे उठे ? आप 


इसीसे भक्तोंकी दृष्टि 


करमैतीबाई ५१ 


घर जाकर मेरी मातासहित श्रीकृष्णका भजन करें। इसके समान 
सुखका साज त्रिलोकीमें कहीं दूसरा नहीं है।' भगवान्‌के गुण 
गाते-गाते प्रेमावेशमें करमैती मूच्छित हो गयी। ब्राह्मण परशुरामने 
संसारी जीवनको धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्रीकृष्ण- 
भजनकी प्रतिज्ञा करके प्रेममें रोता हुआ वहाँसे घर लौटा। घर 
पहुँचकर उसने गृहिणीको पुत्रीके समाचार सुनाकर कहा कि 
“ब्राह्मणी ! तू धन्य है, जो तेरे पेटसे ऐसी संतान पैदा हुई। आज 
हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया।' 

राजाने जब यह समाचार सुना तो वह भी करमैतीके दर्शनके 
लिये वृन्दावनको चल दिया। राजाने वृन्दावन पहुँचकर करमैतीकी 
बड़ी ही प्रेमविभोर अवस्था देखी | राजाका मस्तक भक्तिभावसे 
उसके चरणॉमें आप ही झुक गया। राजाने कुटिया बना देनेके 
लिये बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमैती इनकार करती रही। अन्तमं 
राजाके बहुत आग्रह करनेपर कुटिया बनानेमें करमैतीने कोई 
बाधा नहीं दी। राजाने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि 
करमैतीकी कुटियाका ध्वंसावशेष अब भी है। 

करमैतीबाई बड़े ही त्यागभावसे रहती थी। उसका मन क्षण- 
क्षणमें श्रीकृष्णरूपका दर्शन कर मतवाला बना रहता था। उसकी 
आँखोंपर तो सदा ही वर्षा-ऋतु छायी रहती थी। यों परम तप 
करते-करते अन्तमें इस तपस्विनी देवीने वहाँ देह त्यागकर 
गोलोककी शेष यात्रा को। 

बोलो भक्त और उनके भगवानको जय ! 


जनाबाई 


है, उसे जो सच्चे मनसे चाहता है वह 
भगवत्प्रेममें जाति-पाँति, विद्या-बुद्धि, 
धन-ऐश्वर्यकी कोई भी अपेक्षा नहीं है। पुरुष हो, स्त्री हो, पण्डित 
हो, मूर्ख हो, राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, चाणडाल हो। जो 
उसे प्रेमसे भजता है वही उसे पाता है। भक्तिमती जनाबाई 
सुविख्यात भक्तश्रेष्ठ श्रीनामदेवजीके घरमें नौकरानी थी। घरमे 
झाड़ देना, बरतन माँजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि 
सभी काम उसे करने पड़ते थे। ऋषि-मुनियोंकी सेवामें रहकर 
पूर्वजन्ममें जैसे देवर्षि नारदजी भगवानूके परमप्रेमी बन गये थे, 
बैसे ही भक्तवर नामदेवजीके घरमें होनेवाली सत्सङ्गति तथा 
भगवच्चर्चाके प्रभावसे जनाबाईके सरल हृदयमें भी भगवत्प्रेमका 
बीज अंकुरित हो गया। उसकी भगवन्नाममें प्रीति हो गयी। 
जिसमें जिसकी प्रीति होती है, उसे वह भूल नहीं सकता, इसी 
तरह जनाबाई भी भगवन्नामको निरन्तर स्मरण करने लगी । ज्याँ- 
ज्यों नामस्मरण बढ़ा, त्यों-ही-त्यों उसके पापपु जलने लगे 
और प्रेमका अंकुर पल्लवित होकर दृढ़ वृक्षके रूपमें परिणत 
होने लगा तथा उसकी जड़ सब ओर फैलने लगी। 
एकादशीका दिन है, नामदेवजीके घर भक्तोंको मण्डली एकत्र 
हुई है, रातके समय जागरण हो रहा है। नामकीर्तन और भजनमें 
सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, 
कोई करताल और कोई झाँझ बजाता है। प्रेमी भक्त प्रेममें विभोर 
है किसीको तन-मनकी सुध नहीं है, कोई नाचता है, कोई गाता 
है, कोई आँसू बहा रहा है, कोई मस्त हँसी हँस रहा है। कितनी रात 


भगवानूको प्रेम प्यारा 
उसीका बन जाता है। 


जनाबाई ५३ 


Rr SS 


गयी, इस बातका किसीको खयाल नहीं है। जनाबाई भी एक 
कोनेमें खड़ी प्रेममदमें मत्त होकर झूम रही है। इस आनन्दाम्बुधिमें 
डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गयी। उषाकाल हो गया। लोग 
अपने-अपने घर गये। जनाबाई भी अपने घर आयी। 

घर आनेपर जनाबाई जरा लेट गयी । प्रेमकी मादकता अभी पूरी 
नहीं उतरी थी, वह उसीमें विभोर हुई पड़ी रही । सूर्यदेव उदय हो 
गये। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबरायी । उसने 
सोचा मुझे बड़ी देर हो गयी। मालिकके घर झाड-बरतनकी बड़ी 
कठिनाई हुई होगी, वह हाथ-मुँह धोकर तुरंत कामपर चली गयी। 

पूरा विलम्ब हो चुका था। जना घबरायी हुई जल्दी-जल्दी 
हाथका काम समाप्त करनेमें लग गयी। परंतु हड़बड़ाहटमें काम 
पूरा नहीं हो पाता। दूसरे, एक काममें विलम्ब हो जानेसे 
सिलसिला बिगड़ जानेके कारण सभीमें विलम्ब होता है, यहाँ 
भी यही हुआ, झाड़ देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बरतन 
माँजने हैं और न मालुम कितने काम हैं। 

कुछ काम निपटाकर वह जल्दी-जल्दी कपड़े लेकर उन्हे 
धोनेके लिये चन्द्रभागा नदीके किनारे पहुँची। कपड़े धोनेमें हाथ 
लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी 
समय न होनेसे नामदेवजीको बड़ा कष्ट होता, अतएव वह नदीसे 
तुरंत मालिकके घरकी ओर चली । रास्तेमें अकस्मात्‌ एक अपरिचिता 
वृद्धा स्त्रीने प्रेमसे पल्ला पकड़कर जनासे कहा, “बाई जना! यों 
घबरायी हुई क्यों दौड़ रही हो, ऐसा क्या काम है ?' जनाने अपना 
काम उसे बतला दिया। वृद्धाने स्नेहपूर्ण वचनोंसे कहा, धबराओ 
नहीं। तुम घरसे काम कर आओ, तबतक मैं तुम्हारे कपड़े धोये 
देती हूँ।' जनाबाईने कहा, ' नहीं माँ ! तुम मेरे लिये कष्ट न उठाओ, 


कत अर भारी 


। उत्तर दिया, ' मुझे 
मैं अभी लौट आती हुँ।' वृद्धाने मुसकराते हुए उत्तर जज, 
इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे लिये कोई भी काम करना ग्रहत 


आसान है, मैं सदा सभी तरहके ही काम करती हूँ। इससे मुझे 


अभ्यास है। इसपर भी तुम्हारा मनन माने तो कभी मेरे काममें तुम 
जल्दी थी; इधर 


सहायता कर देना।' जनाबाईको घर 
वृद्धाके बचनोंमें स्लेह टपक रहा था; वह कुछ भी न बोल सकी 

और मन-ही-मन बृद्धाकी परोपकार-वृत्तिकी सराहना करती हुई 

चली गयी। उसे क्या पता था कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं, परंतु 

सच्चिदानन्दमयी जगज्जननी है। 

वृद्धाने बात-की-बातमें कपड़े धोकर साफ कर दिये। कपड़ोंके 

साथ ही उन कपड़ोंको पहनने और लानेवालेका कर्मफल भी धुल 

गया। थोड़ी देरमें जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका 

हृदय कृतज्ञतासे भर गया। उसने वृद्धासे कहा, ' माता! आज तुम्हें 

बड़ा कष्ट हुआ। तुम-सरीखी परोपकारिणी माताएँ ईश्वर-स्वरूप ही 
होती हैं।' जना ! तू भूलती है। यह वृद्धा ईश्वररूपिणी नहीं है साक्षात्‌ 
ईश्वर ही है। तेरे प्रेमवश भगवानूने वृद्धाका स्वाँग सजा।' 

वृद्धाने मुसकराते हुए कहा, “जनाबाई ! मुझे तो कोई कष्ट 

नहीं हुआ, काम ही कौन-सा था ? लो अपने कपड़े, मैं जाती 
हूँ।' इतना कहकर वृद्धा वहाँसे चल दी, जनाका हृदय वृद्धाके 
स्रेहसे भर गया था, उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा 
रही है। जना कपड़े बटोरने लगी, इतनेमें ही उसके मनमें आया 
कि “वृद्धाने इतना उपकार किया है, उसका नाम-पता तो पूछ 
लूँ, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा-सत्कार किया जा 
सके।' वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गयी थी। जनाने चारों ओर 
देखा, रास्तेको ओर दौड़ी, सब तरफ दूँढ़ हारी, वृद्धाका कहीं 
पता नहीं लगा, लगता भी कैसे? . 


जनाबाई ५५ 


जना निराश होकर नदी-किनारे लौट आयी और वहाँसे 
कपड़े लेकर नामदेवके घर पहुँची। संत जनाका मन वृद्धाके लिये 
व्याकुल था। वृद्धाने जाते-जाते न मालूम क्या जादू कर दिया, 
जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है। यह जादूगरनी 
थी भी बहुत निपुण। 

सत्संगका समय था। संतमण्डली एकत्र हो रही थी, जनाने 
वहाँ पहुँचकर अपना हाल नामदेवजीको सुनाना आरम्भ किया; 
कहते-कहते जना गद्दकण्ठ हो गयी | भगवद्भक्त नामदेवजी सारी 
घटना सुनकर तुरंत लीलामयकी लीला समझ गये और मन-ही- 
मन भगवानूकी भक्तवत्सलताकी प्रशंसापर प्रेममें मग्न हो गये। 
फिर बोले-- जना ! तू बड़भागिनी है; भगवानूने तुझपर बड़ा 
अनुग्रह किया--वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी; वह तो 
साक्षात्‌ नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलाये तेरे काममें 
हाथ बँटाने आये थे।' यह सुनते ही जनाबाई प्रेमसे रोने लगी और 
भगवान्‌को कष्ट देनेके लिये अपनेको कोसने लगी। सारा 
संतसमाज आनन्दसे पुलकित हो गया। 

कहा जाता है कि इसके बाद भगवानूके प्रति जनाबाईका प्रेम 
बहुत ही बढ़ गया था और भगवान्‌ समय-समयपर उसे दर्शन देकर 
कृतार्थ किया करते थे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत्प्रेमके 
' अभंग' गाया करती थी, गाते-गाते जब वह प्रेमावेशमें सुध-बुध 
भूल जाती तब उसके बदलेमें भगवान्‌ स्वयं पीसते और भक्तिमती 
जनाके अभंगोंको सुन-सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र- 
कवियोंने “जनी संगे दलिले' यानी ' जनाके साथ चक्की पीसते थे' 
ऐसा गाया है। महाराष्ट्र प्रान्तमें जनाबाईका स्थान बहुत ही ऊँचा है। 


रबिया 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ 
श्रीभगवानूने गीतामें कहा है-- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 

“हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापयोनिवाले जो कोई भी 
मेरी शरण हो जाते हैं वे परमगतिको प्राप्त होते हैं।' भगवान्‌ 
केवल प्रेमसे प्रसन्न होते हैं। जाति-पाँति, धन-दौलत, विद्या- 
बुद्धि आदिकी वे कुछ भी परवा नहीं करते। जो सबका मोह 
त्यागकर अपने-आपको उस प्रभुके चरणोंमें अर्पण कर देता है, 
प्रभु उसके ही हो जाते हैं। वे चाहते हैं केवल हृदयकी सच्ची 
भावना; अन्तस्तलका निगूढ़ प्रेम । जहाँ ये वस्तुएँ होती हैं, वहीं 
वे बिक जाते हैं। 

आजसे १२०० वर्ष पूर्व तुर्किस्तानके बसरा नामक नगरमें 
रबियाका जन्म एक गरीब मुसलमानके घर हुआ। रबिया उसकी 
चौथी कन्या थी। रबियाकी माँ तो उसके बचपनमें ही मर गयी 
थी। पिता भी रबियाको बारह वर्षकी उम्रमें ही अनाथिनी कर 
चल बसा। रबिया बड़े ही कष्टके साथ अपना जीवन-निर्वाह 
न एक समय देशमें भयानक अकाल पड़ा, जिससे 
बहिनोंका भी सङ्ग छूट गया। किसी दुष्टने रबियाको फुसलाकर 
एक धनीके हाथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय 


रबिया ५७ 


स्वभावका मनुष्य था। पैसोंसे खरीदी हुई गुलाम रबियापर तरह- 
तरहके जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी। 
विषयमदमें मतवाले लोगोंके लिये ऐसा आचरण स्वाभाविक ही 
है। रबिया कष्टसे पीड़ित होकर अकेलेमें ईश्वरके सामने रो-रोकर 
चुपचाप अपना दुखडा सुनाया करती । जगत्में एक ईश्वरके सिवा 
उसे सान्त्वना देनेवाला कोई नहीं था। गरीब अनाथका उस 
अनाथ-नाथके अतिरिक्त और होता भी कौन है? 

मालिकके जुल्मसे घबराकर उससे पिण्ड छुड़ानेके लिये 
रबिया एक दिन छिपकर भाग निकली; परंतु ईश्वरका विधान 
कुछ और था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, 
जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्तिपर नयी विपत्ति 
आयी। अमावस्याकी घोर निशाके बाद ही शुक्लपक्षका अरुणोदय 
होता है। विपत्तिकी सीमा होनेपर ही सुखके दिन लौटा करते 
हैं ? रबिया इस नयी विपत्तिसे विचलित होकर रो पड़ी और 
उसने दीनोंके एकमात्र बन्धु भगवान्‌की शरण लेकर कहा--'ऐ 
मेरे मेहरबान मालिक ! मैं बिना माँ-बापकी अनाथ लड़को 
जन्मसे ही दुःखोंमें पड़ी हुई हूँ। दिन-रात यहाँ कैदीकी तरह 
मरती-पचती किसी कदर जिन्दगी बिता रही थी। रहा-सहा हाथ 
भी टूट गया। क्या तुम मुझपर खुश नहीं होओगे ! कहो मेरे 
मालिक ! तुम मुझसे क्‍यों नाराज हो ?' 

रबियाकी कातरवाणी गगनमण्डलको भेदकर उस अलौकिक 
लोकमें पहुँच, तुरंत भगवान्‌के दिव्य श्रवणेन्द्रियोंमें प्रवेशकर हृदयमें 
जा पहुँची। रबियाने दिव्य स्वरोंमें सुना; मानो भगवान्‌ स्वयं कह रहे 
ह _'बेरी ! चिन्ता न कर। तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जायँगे । 


SRR भक्त नारी 


तेरी महिमा पृथ्वीभरमें छा जायगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे।' 
सच्ची करुण प्रार्थनाका उत्तर तत्काल ही मिला करता है। 
इस दिव्य वाणीको सुनकर रबियाका हृदय आनन्दसे उछल 
पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गयी। उसने सोचा 
कि 'जब प्रभु मुझपर प्रसन्न हैँ और अपनी दयाका दान दे रहे हैं 
तब कष्टोंकों कोमल कुसुमॉके स्पर्शकी भाँति हर्षोत्फुल्ल हृदयसे 
सहन कर लेना कौन बडी बात है।' रबिया अपने हाथकी चोटके 
दर्दको भूलकर प्रसन्नचित्तसे मालिकके घर लौट आयी। पर 
आजसे उसका जीवन पलट गया। काम-काज करते हुए भी 
उसका ध्यान प्रभुके चरणोंमें रहने लगा। वह रातों जगकर प्रार्थना 
करने लगी। भजनके प्रभावसे उसका तेज बढ़ गया। एक दिन 
आधी रातके समय रबिया अपनी एकान्त कोठरीमें घुटने टेके बैठी 
हुई करुण स्वरसे प्रार्थना कर रही थी। भगवत्प्रेरणासे उसी समय 
उसके मालिककी भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक 
आवाज सुनी और वह तुरंत उठकर अंदाज लगा रबियाकी 
कोठरीके दरवाजेपर आ गया। परदेकी ओरसे उसने देखा, 
कोठरीमें अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्रोसे 
बैठी विनय कर रही है। उसने रबियाके ये शब्द सुने-' ऐ मेरे 
मालिक ! मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन 
क्या करूँ जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई 
गुलाम हूँ। मुझे गुलामीसे फुरसत ही कहाँ मिलती है।' 
BR मालिकने रबियाकी प्रार्थना सुन ली और 
उसीकी प्रेरणासे रबियाके मालिकका मन उसी क्षण पलट गया। 


बह रबियाकी तेजपुञ्जमयी मझुल मूरति देख और उसकी भक्ति- 


रबिया ५९ 


करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया । वह धीरे-धीरे रबियाके 
समीप आ गया। उसने देखा, रबियाके भक्तिभावपूर्ण मुखमण्डल 
और चमकोले ललाटपर दिव्य ज्योति छायी हुई है। उसी स्वर्गीय 
ज्योतिसे मानो सारे घरमें उजियाला हो रहा है। इस दृश्यको 
देखकर वह भय और आश्चर्यमें डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी 
पवित्र और पूजनीय देवीको गुलामीमें रखकर मैंने बड़ा ही 
अन्याय-बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभुकी सेविका देवीकी 
सेवा तो मुझको करनी चाहिये। रबियाके प्रति उसके मनमें बड़ी 
भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। उसने विनीतभावसे कहा--' देवि ! मैं 
अबतक तुझे पहचान नहीं सका था। आज भगवत्कृपासे मैंने तेरा 
प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा करनी नहीं पड़ेगी। तू सुखपूर्वक 
मेरे घरमें रह। मैं ही तेरी सेवा करूँगा।' 

रबियाने कहा--' स्वामिन्‌ ! मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं 
चाहती । आपने इतने दिनोंतक मुझे घरमें रखकर खानेको दिया, 
यही मुझपर बड़ा उपकार है, अब आप दया करके मुझको दूसरी 
जगह चले जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थानमें 
जाकर आनन्दसे भगवानका भजन करूं।' मालिकने रबियाको 
बात मान ली। अब रबिया गुलामीसे छूटकर अपना सारा समय 
भजन-ध्यानमें बिताने लगी। उसके हृदयमें प्रेमसिन्धु छलकने 
लगा। संसारकी आसक्तिका तो कहीं नाम-निशान भी नहीं रह 
गया। रबियाने अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे प्रेममय परमात्माके 
चरणाँमें अर्पण कर दिया। रबियाके जीवनकी कुछ उपदेशप्रद 
घटनाओंका मनन कीजिये 

एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी, दर्शनके लिये आनेवाले 


भक्त नारी 


हतत कनत ० क. 


“आज आप उदास क्यों हैं ?' रबियाने 


लोगॉमेंसे एकने पूछा, 
जवाब दिया--' आज सबेरे मेरा मन स्वर्गकी ओर चला गया था, 


इसके लिये मेरै आन्तरिक परम सखाने मुझे फटकारा है। मैं इसी 
कारण उदास हूँ कि सखाको छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर 
क्यों गया !' रबिया ईश्वरको सखाके रूपमें भजती थी। 
एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सूफियान नामक एक 
साधक उससे मिलने गया। रबियाकी बीमारीकी हालत देखकर 
सूफियानको बड़ा खेद हुआ; परंतु वह संकोचके कारण कुछ भी 
कह नहीं सका। तब रबियाने उससे कहा-- भाई ! तुम कुछ 
कहना चाहते हो तो कहो।' 
सूफियानने कहा--' देवि ! आप प्रभुसे प्रार्थना कीजिये, प्रभु 
आपकी बीमारीको जरूर मिटा देंगे।' 
रबियाने मुसकराते हुए जवाब दिया--' सूफियान ! क्या तुम 
इस बातको नहीं जानते कि बीमारी किसको इच्छा और इशारेसे 
होती है? क्या इस बीमारीमें मेरे प्रभुका हाथ नहीं है?' 
सूफियान-हाँ, “उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है?' 
रबिया--'जब यह बात है, तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे 
हो कि मैं उसकी इच्छाके विरुद्ध बीमारीसे छूटनेके लिये उससे 
प्रार्थना करूँ। जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान 
प्रेमसे भरा होता है, उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना क्या 
प्रेमीकै लिये कभी उचित है?' कैसा सुन्दर आत्मसमर्पण है। 
सूफियानने पूछा-' आपको किसी चीजके खानेकी इच्छा है ?' 
रबिया-' तुम जानते हो, मैं खजूर खाना चाहती थी। दस 
वर्षसे यहाँ रहती हूँ, खजूरोंकी भी यहाँ कमी नहीं है, परन्तु मैंने 


रबिया ६१ 


FO 


अभीतक एक भी खजूरको जीभपर भी नहीं रखा है, मैं तो उस (प्रभु) 
की दासी हूँ। दासीकी इच्छा कैसी ? जो कुछ भी इच्छा करूँ, यदि 
वह मेरे प्रभुको इच्छाके विरुद्ध है तो मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है।' 
एक बार संत हुसैनबसरीने रबियासे पूछा--' क्या आप विवाह 
करना चाहती हैं ?' रबियाने जवाब दिया, ' विवाह शरीरसे होता है, 
परंतु मेरे शरीर कहाँ है; मैं तो मनके साथ इस तनको प्रभुके हाथों 
अर्पण कर चुकी हूँ, यह शरीर अब उसीके अधीन है और उसीके 
कार्यमें लगा हुआ है। विवाह किसके साथ किस प्रकार करू ।' 
रबियाने अपना सब कुछ प्रभुको अर्पण कर दिया था। उसके 
समीप एक प्रभुके सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ' मेरी ' 
कहती या समझती हो! एक बार हुसैनबसरीने पूछा-- देवि ! 
आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह प्राप्त की ?' 
रबिया-“जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है।' 
हुसैन--' आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं क्या आपने 
उस ईश्वरको कभी देखा है ?' 
रबिया--' देखती नहीं तो पूजा कैसे करती, परंतु मेरे उस 
ईश्वरका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता। वह माप-तौलकी चीज 
नहीं है।' 
बातों-ही-बातोंमें एक दिन हुसैनबसरी रबियासे कहने 
लगे--'परलोकमें अगर एक मुहूर्तके लिये भी मेरा मन प्रभुके 
चिन्तनको छोड़ेगा तो मैं ऐसा रोऊँगा और विलाप करूँगा, 
जिसको सुनकर देवताओंको भी मुझपर दया आ जायगी।' 
रबियाने कहा--'यह तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ ही ऐसा 
क्यों नहीं किया जाता? यहाँ होगा तभी वहाँ होगा।' 


भक्त नारी ह... 1... ०0 हा सनम णाने 


६२ 
रबिया सबसे प्रेम करती, पापी-तापी सबके साथ उसका 
दयाका बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्यने रबियासे पूछा-- 


“आप पापरूपी राक्षसको तो शत्रु ही समझती हैं न?' 
रबियाने कहा--'ईश्वरके प्रेममें छकी रहनेके कारण मुझे न 


किसीसे शत्रुता करनी पड़ी और न किसीसे लड़ना ही पड़ा। 
प्रभु-कृपासे मेरै कोई शत्रु रहा ही नहीं।' हत 
एक समय कुछ लोग रबियाके पास गये, रबियाने उनमेंसे एकसे 
पूछा-' भाई ! तू ईश्वरकी सेवा किसलिये करता है?' उसने 
कहा-- नरककी भयानक पीडासे छुटनेके लिये।' दूसरेसे पूछनेपर 
उसने कहा--'स्वर्ग अत्यन्त ही रमणीय स्थान है, वहाँ भाँति- 
भाँतिके भोग और असीम सुख हैं, उसी सुखको पानेके लिये मैं 
भगवानूकी भक्ति करता हूँ।' रबियाने कहा--'बेसमझ भक्त ही 
भय या लोभके कारण प्रभुकी भक्ति किया करते हैं। न करनेसे तो 
यह भी अच्छी ही है, परंतु मान लो, यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही 
न होते तो क्या तुमलोग प्रभुकी भक्ति करते ? सच्चे भक्तकी ईश्वर- 
भक्ति किसी भी लोक-परलोककी कामनाके लिये नहीं होती, वह 
तो अहैतुकी हुआ करती है।' कैसा आदर्श भक्तिका निरूपण है। 
एक बार एक धनी आदमी रुपयोंकी थैली लेकर हुसैन- 

बसरीके साथ रबियाके पास गया और उसने रुपये स्वीकार 
करनेके लिये प्रार्थना की। रबियाने कहा--' इस दुनियामें जो लोग 
मालिककी निन्दा करते हैं, वह महान्‌ उदार परमात्मा नाराज 
होकर उनके लिये खान-पान बंद नहीं करता, फिर वह अपने 
गुलामोंके लिये कंजूसी क्यों करने लगा? मैंने जबसे उसका यह 
महत्त्व समझा है, तबसे मेरी कुछ भी प्राप्त करनेकी वासना चली 
गयी है। भला बताओ, मैं इस धनका क्या करूँ?! 


छन क 0 0) 4. 


इसी तरह एक बार एक धनी मनुष्यने रबियाको बहुत फटे- 
पुराने चिथड़े पहने देखकर कहा--'हे तपस्विनी ! यदि आपका 
इशारा हो तो आपको इस दरिद्रताको दूर करनेके लिये यह दास 
तैयार है।' 

रबिया-सांसारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी माँगते 
मुझे बड़ी शरम मालूम होती है। जब यह सारा जगत्‌ मेरे प्रभुका ही 
राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या माँगूँ ? मुझे जरूरत 
होगी तो अपने मालिकके हाथसे आप ही ले लुँगी । धन्य निर्भरता ! 

एक समय एक मनुष्यने रबियाके फूटे लोटे और फटी 
गुदड़ीको देखकर कहा- देवि ! मेरी अनेक धनियोंसे मित्रता है, 
आप आज्ञा करें तो आपके लिये जरूरी सामान ले आऊँ।' 

रबिया-- तुम बहुत गलती कर रहे हो; वे कोई भी मेरे 
अन्नदाता नहीं हैं, जो यथार्थ जीवनदाता है वह क्या गरीबीके 
कारण गरीबको भूल गया है? और क्या धनके कारण ही वह 
धनवान्‌को याद रखता है?! 

रबिया कभी-कभी प्रेमावेशमें बड़े जोरसे पुकार उठती । लोग 
उससे पूछने लगे कि 'आपको कोई रोग या दुःख न होनेपर भी 
आप किसलिये चिल्ला उठती हैं ?' रबियाने कहा-- मेरे बाहरी 
बीमारी नहीं है, जिसको संसारके लोग समझ सकें, मेरे तो 
अन्तरका रोग है, जो किसी भी वैद्य-हकीमके वशका नहीं है। 
मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहनके मुखडेकी छवि 
देखनेसे ही मिट सकती है।' 

रबियाका मन सदा-सर्वदा प्रभुकी उपासनामें लगा रहता था, 
वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमें अपना समय बिताती। एक बार 


इ भकती 


रबियाने प्रभुसे प्रार्थना की- है स्वामी ! तू ही मेरा सब कुछ 
है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। प्रभो ! यदि मैं 
नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्रिमें भस्म कर 
दे। यदि मैं स्वर्गके लोभसे तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्गका द्वार 
मेरे लिये सदाको बंद कर दे और अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा 
करती हूँ तो अपना परम प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखलाकर मुझे 
कृतार्थ कर।' 

रबियाका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामें बीता। वह 
चारों ओर अपने परम सखाके असीम सौन्दर्यको देख-देखकर 
. आनन्दमें डूबी रहती। एक दिन रातको जबतक चन्द्रमाको 
चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटियाके अंदर 
किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टिकी ज्योत्लाका आनन्द लूट रही थी। 
इतनेमें एक परिचित स्त्रीने आकर ध्यानमग्न रबियाको बाहरसे 
पुकारा, 'रबिया ! बाहर आकर देख, कैसी खूबसूरत रात है।' 
रबियाके हृदयमें इस समय जगतका समस्त सौन्दर्य जिसकी एक 
बूँदके बराबर भी नहीं है, वही सुन्दरताका सागर उमड़ रहा था। 
उसने कहा-“तुम एक बार मेरे दिलके अंदर घुसकर देखो, 
कैसी दुनियासे परेको अनोखी खूबसूरती है।' 

हिजरी सन्‌ १३५ में रबियाने भगवानूमै मन लगाकर इस 
नश्वर शरीरको त्याग दिया। 


